भारत-साम्राज्य ओर लंका 


( मानवी द्वषश्टि से लिखित नवीन भूगोल ) 


रचयिता 


मद्रास विश्वविद्यालय में २० वष पयन्त भूगोल के परीक्षक, 
“हमारा संसार- भारतवष, ब्रह्मा ओर लंका का मानवी भूगोल' के लेखक 


सी. मारिसन, एम. ए.. एल एल. बी. 
ओर 
वर्नाक्युलर स्कूल भूगोल” पुस्तक-माला झादि के", लेखक 
एम. एल. जेन, एम. ए., एल. ठी.. 


पम. आर, यू एस. 


मेंकमिलन ऐण्ड कम्पनी, लिमिटेड 
कलकत्ता, बम्बइई, मद्रास, लण्डन 
१६२८ 


एव पकऋी) छ४ #, ९७. एड, 37 7 छका।व,७70एछ शाराधवाा७ ४०४६५, 
80, स3,37077437२ 33437२) प्र ७४ 7,577४, 
6 6 79, उषा रटार छाप, 24,00वव'&. 


भूमिका 

इस पावठ्य-पुस्तक में, जिसका आधेय मेरी पूवे प्रकाशित भारतीय 
भूगोल की पुस्तक हैं, में ने आद्योपान्त विषय की मानवसस्बन्धी 
अवस्थाओं पर विशेष ध्यान देने की चेष्ठा की है। दिन पर दिन यह 
तत्व अधिकाधिक श्राह्म होता ज्ञाता है कि भूगोल की मानवसस्वन्धो 
व्याख्या विद्यालयों के पठन-क्रम के अत्यन्त शिक्षाप्रद विषयों में एक है । 
अतः मानचित्र ओर उस के द्वारा प्रदर्शित मानवी अलुराग की बातें 
इस पुस्तक का मुख्य विषय है; विद्यार्थियों के लिए पेसे भूखण्ड की, 
जिस का उन को न्यूनाधिक परिचय है, मानवी जीवन और उद्योग को 
प्रभावित करने वाली प्राकृतिक अवस्थाओं तथा जलवायु की व्याख्या 
करना मेरा उद्देश्य है। यदि इन अवष्याओं, उन के कारणों ओर 
कार्यों को एक बार हृदयंगम कर लिया जाय, तो विद्यार्थी इस योग्य 
हो जायंगे कि जब वे सम्पूर्ण भूमंडल का अध्ययन करते समय इन का 
निरूपण देखेंगे, तब थे इन के मम को सम#ू सकेंगे। यदि वे इस 
पुस्तक से भूगोल को व्याख्या का विशुद्ध ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, तो में 
अपनी महस्तवाकांक्षा को सफलीभूत समझूंगा। इस पुस्तक से 
पृथक प्रथक बातों की तालिकाओं को एक-दम बहिष्कृत कर दिया 
गया है, और समताओं तथा भेदों की तुलना ओर सामान्य निर्देशों के 
द्वारा विद्यार्थियों के कार्य को याथार्थ में शिक्षाप्रद बनाया गया है। 
इस पुस्तक में सर्वेत्र विवरण-रीति का अघलम्बन किया गया है, 
ओर में ने एक दृष्टिकोण से निरुपित विषय की दूसरे दृष्टिकोण से 
पुनरावृत्ति करने में किंचित संकोच नहीं किया है। 


सी. मारिसन 


छात्रों के लिए भमिका 


में ने भारतवर्ष, ब्रह्मा ओर लंका के बहुत से भागों की सेर की 
है। बचपन में में गंगा की नहरों में काराज़ की नायवें बहा कर 
खेला हूं, हिमालय पर चीड़ के पेड़ों के नीचे घूमा हूँ ओर अपने 
विता को उन नदियों पर मछली पकडते देखा हे जो कश्मीर से 
निकल कर सिंध नदी में गिरती हैं। में दाजिलिंग में तुषारस्तर ति का 
आनन्द्‌ छूट चुका हू , चित्तोड़ और दोलताबाद की चट्टानों पर स्थित 
ऊ््ेे किलों पर चढ़ा हूँ, कोलर की अत्यन्त गहरी सोने की खान में 
उतरा हाँ और आदम की चोटी से सूर्योद्य का दृश्य देख चुका 
हैं । मैं नाथों ओर स्टोमरों में बेठ कर हुगली, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी 
ओर इरावदी नदियों की खुब सैर कर चुका हूं ; मलाबार ओर 
शत्रावनकोर के खुन्द्र लगरूनों में घूमा हूँ; पूर्वी तट की नहरों में 
और खिलका तथा उदयपुर की शान्त भीलों में पध्रमण कर चुका हूँ ; 
लंका का चक्कर लगा चुका हूँ; मनार की खाड़ी को तीन बार, 
बंगाल की खाड़ी को चार बार ओर अरब सागर को आठ बार पार कर 
चुका हँ। काबुरू नदी के फिनारे पर स्थित अपने जन्म-स्यान के 
ऊँटों ओर उज़ाड़ पहाड़ियों का थोड़ा थोड़ा ध्यान मु अब तक है ; 
बहुर दूर भारत के दूसरी आर में ने चीनी व्यापारियों को अपने 
देश से बरमा में माल से लदे हुए टढद्टू लाते देखा है; भोर मेंने 
कोलम्बो बन्द्र से सारे संसार के देशों को जहाज़ रवाना होते हुए 
भी देखे हें। दिल्ली के कश्मीरी दरवाज़े के निकट, कोचिन में 
वासको-ड-गामा को कत्र के पास ओर सेंट जाजे किले की दीवारों के 
नीचे ; भूपाल, ईन्दौर, अजमेर ओर लखनऊ के मैदानों में ; लाहोर में 
सिक्‍खों के साथ, जयपुर में राजपूतों के साथ ओर गंजाम में उड़िया 
छोगों के साथ, में क्रिकेट खेला हूँ | 


[# 


में तीस से अधिक बड़े नगरों में घूमा है ; गरम वैदानों ओर 
ठंडी पहाड़ियों पर रहा हूँ ; डाक-बँगलों, डेरों, महलों और नदी 
पर नावों में भी रह चुका हूं । में ने नाव में बेठ कर बनारस की: 
बड़ी सस्‍्मशान भूमि को देखा है; मथुरा में यमुना नदी के पवित्र 
कछुओं को चने खिलाये हैं, प्रयाग में यात्रियों के साथ सेर की है ,. 
कलकसे के कालीघाट पर स्नान करने वालों को देखा है. मैसूर की 
चमूदी पहाड़ी परं चढ़ा ह ; इलौरा और एलीफ़ेंटा टापू की 
गुफाओं में घूमा हैं । गया, मदूरा, त्रिचनापली, तंजोर, काँची, 
त्रियूर ओर शत्रिवेन्द्रम्‌ के प्रसिद्ध मंदिर; रामेध्वरम्‌ का विशाल 
शिवालय ; पुरी के रेतोले तट पर स्थित जगन्नाथजी का मंदिर 
ओर महाबलोपुरम्‌ के रथ जिन पर समुद्र लहरं मारता है; दिल्ली, 
लखनऊ, आगरा ओर फ़्तेहपुर सोकरी की मसजिद, तथा फ़कीरों 
ओर बादशाहों की क़त्रें; बुद्ध-गया का बोधि-बृक्ष ; केंडी फील के 
तट का दन्‍्त-मंदिर ; रंगून, पेगन, मांडले ओर पोगू के बौद्ध मठ ; 
तुंगभद्ा के किनारे विजय नगर के खंडहर ओर लंका के जंगलों में 
अनुराधपुरा नाम का भूगर्भे-स्थित नगर, में ने देखे हैं । 

परन्तु इन द्वश्यों से अधिक रोचक विषय यह था कि बैदानों ओर 
पव॑तों में, नदियों ओर समुद्रतट पर मनुष्य किस प्रकार जीवन व्यतीत 
करते हैं, कोन कौन सी फसलें पैदा करते हैं, क्या क्या वस्तुएँ 
बनाते हैं ओर किस प्रकार के व्यवसाय करते हैं| 

मुर्के इस बात का बड़ां गये हैं कि में ने इस विचित्र देश की ख़ुब्र 
सेर की है। में, उन यात्राओं को जो में ने की हैं, उन स्थानों को 
जिन्हें में देख आया हूँ ओर उन छोगों को जिन से में मिला हू, 
जीग्लपरयन्त नहीं ,भूल सकता। यह भो एक कारण है कि में ने 


यह पुस्तक लिखी हैं । 
सी. मारिसन 


विषय-सूची 


अध्याय १- प्रस्तावना । भारत-साम्नाज्य-- उसकी स्थिति ओर विस्तार 
--डसकी सीमाओं की यात्राएं ... 

अध्याय २--भूगोल किस प्रकार सीखनी चाहिए--नक़शों की किसमें 
ओर उनके प्रयोग -भूगोल क्‍या सिद्लाती है--पहाड़, मेदान 
आर तटों का प्रभाव । 

अध्याय ३े जलवायु क्या करती है--जलवायु के विषय में प्रश्ष--सूय को 
किरणों का कुकाव, समुद्र से दूरी ओर समुद्गतल से ऊँचाई का 
भारतवष की गरमी पर प्रभाव ... 

अध्याय ४-भारतवष में वर्षा--मानसून--उसकी शाखाएँ--वर्षा के 
विन्यास की दृष्टि से उस पर पव॑त-श्रेशियों का क्‍या प्रभाव पड़ता 
है- भारतवर्ष की जलवायु का प्रभाव-वर्षा की उपयोगिता-- 

दियों का काम--डेल्टे-हवा का कासम-समुद्र की धाराएँ 

भोर ज्वारभाटा की गति 

अध्याय ५--मनुष्य ने क्या किया है - फ़सलें ओर खेतों की अन्य उपज 
-खनिज -गाँव और नगर--उन की सिथिति--सड़के-- सिंचाई 
के साधन-- रेलें--बन्दर 

अध्याय ६--भारत-साम्राज्य की सीमाएं -प्राकृतिक ओर राजमेतिक 

अध्याय ७--भारतवर्ष ओर ब्रह्मा का पहाड़ी प्रान्त--हिमालय पर्वत-- 
उसके कार्य-नदियाँ आर फ़सलें--अन्य पर्वत--छलेमान ओर 
किरेथर-- बरमा के योमा-पहाड़ों पर जीवन ... 

अध्याय ८--भारतवष का बड़ा मेदान--डसकी विशेषताएँ 

अध्याय €--पूर्वी मेदान--वर्षा--फ़सलें-- जनसंख्या--नगर ओर व्यापार 
“पदेहली --कल्लकत्ता की ... 

अध्याय १०-पश्चिमी. मेदान--वर्षा--सिंचाई-फ़सलें-नगर ओर 

व्यापार--कराँची **- 


जष्ठ 


रे 


गेहे 


२४ 


श्द्य 


ये 
&& 


१०४ 


2832. 


अध्याय ११--बढड़ा पठार--डसकी विशेषताए --वर्षा ओर नदियाँ-- 
फ़सलें--नगर ओर व्यापार 

अध्याय १२--समुद्गतट के मेदान--वर्षा--फुसलें--बन्दरगाह ओर व्यापार 
--बम्बई ओर मद्रास 

भ्रध्याय १३--तटीय मेदानों पर और वहाँ से भोतर को ओर कुछ यात्राएं 

अध्याय १४--भारतवष के तट ओर टापू-नावों ओर जहाज़ों का खेना 
--मछलियाँ पकडना... 

अध्याय १५--बरमा - उसकी प्राकृतिक बनावट- नदियाँ ओर नदी-- 
बन्दर--रंगून ओर अन्य समुद्री बन्द्र--इरावदी नदी पर 
यात्रा-तट ओर टापू 

अध्याय १६-भारत-साम्राज्य का राजनेतिक भूगोल- सूचे-देशी ओर 
सीमानन्‍्त राज्य--भारतवष में घिदेशियों की बछ्तियाँ 

अध्याय १७- लंका--उसकी स्थिति और बनावट--जलवायु-- फ़्सलें-- 
नगर ओर व्यापार--कोलम्बो निवासी-भाषाएं और धम 

अध्याय १८--भारतवब ओर बरमा के मनुष्यों का जीवन ओर उनके 
व्यवसाय (१)-खेतीबारी--शिल्प ओर कल्लाकोशल-शखान 
खोदना ओर खनिज ह 

अध्याय १६--भारतवर्ष ओर बरमा के मनुष्यों का जीवन ओर उनके 
व्यावसाय (२)-व्यापार झोर वाणिज्य-भारतवष ओर 
बरमा का व्यापार ( विशेषतया साम्राज्य के साथ )। बाहर 
जाने वाला माल- भीतर आने वाला माल--तटोय व्यापार 
“--सोमान्त व्यापार । - 

ग्रध्याय २०--तटीय यात्रा (१)- कराँची से कोलम्बो तक 

अध्याय २१--तटीय यात्रा (२)--कोलम्बो से विक्टोरिया अन्तरीप तक 


१२१ 


१४७ 
१६१ 


१७७ 


(परे 


ग्रे 


२२६ 
शछेरे 
२४५७.. 


भारत-साम्त्राज्य और लंका 


अध्याय १ 
प्रस्तावना 


पृथ्वी मनुष्य का घर है। भूगोल पृथ्वी का विज्ञान है। भ्रुगोल 
के अध्ययन से हमको यह माल्यम होता है कि पृथ्वी किस प्रकार का 
घर है, उसमें थल ओर जल कहाँ कहाँ हैं, पर्वत कहाँ हैं ओर 
घाटियाँ तथा मेंदान कहाँ हैं ; हवाए किस प्रकार चलती हैं ओर 
एुक रूथान से दूसरे रथान को जल भरे बादलों को कंसे ले जाती हैं 
गरम भाग ओर टंडे भाग कहाँ कहाँ हैं; सूखे रेगिस्तान कहाँ हैं, 
और नदियों तथा दलदलों से भरे हुए तर स्थान कहाँ हैं ; मिन्न सिन्न 
स्थानों पर कोन कोन से पौधे पैदा होते हैं, ओर वहाँ कौन से पशु 
रहते हैं। इसी प्रकार की और भी अनेक बात भूगोल के अध्ययन 
से मातम होती हें। 

इस पुस्तक में हम सारी प्ृथ्वों का व्णन नहीं पढेंगे। हम 
केवल उन भागों का हाल बढ़ेंगे जहाँ हम खय॑ रहते हैं, अर्थात्‌ 
भारतवर्ष, ब्रह्मा ओर लंका। हम यह मात्य्म करंगे कि ये देश किस 
प्रकार के निवासस्थान हैं ; मनुष्य ने धरती, समुद्र, मेदरान ओर 
नदियों का किस प्रकार उपयोग किया है; कोन कोन सी फसल 
उसने पेदा की हैं ; किन पशुओं को अपनी सद्दायता के लिए उसने 
पालतू बना लिया है; डसखने कोन सो नहरं ओर तालाब बनाये हैं ; 
उसने कोन से खनिज पदाथे खोद लिये हैं; कौॉंन सी सड़कें, रेल 


शा, . (,०-* 


घ्‌ भारत-साप्राज्य ओर लंका 


ओर नगर उसने बनाये हैं, और संसार के अन्य भागों के साथ वह 
केसे व्यापार करता है। क्‍ 

'भारत-साप्राज्य/ कहने से एशिया के उस सारे दक्छिनी भाग 
से आशय होता है, जो भारत-सरकार के अधीन है। यह राज्य 
भारतवर्ष ओर बरमा तथा उनके समुद्र-तटों के समोपयर्ती कुछ 
टापुओं पर फैला हुआ है। हंका ज्ञो भारतवष के दक्षिण में एक 
द्वोप है, भारत-साम्ताज्य का भाग नहीं है, क्योंकि उसका शासन- 
प्रबन्ध हमारे शासन-प्रबन्ध से पृथक है। परन्तु भारत-साप्नाज्य 
ओर लंका दोनों ही “ब्रिटिश साप्राज्य' के भाग हैं। इससे यह 
आशय है कि ग्रेट ब्रिटेन ओर बहुत से अन्य देश, जेसे कनाडा ओर 
आस्ट्रेलिया, लड़ाई के समय एक दूसरे की रक्षा करने के लिए, 
ओर शान्ति के दिनों में एक दूसरे की सहायता करने के लिए, 
भारत-साप्नाज्य से जुड़े हुए हैं । 


भारतवर्ष ओर ब्रह्मा ब्रिटिश साम्राज्य के बड़े 
महत्वशाली भाग हें ॥ इन देशों की जनसंख्या ब्रिटिश- 
साम्राज्य के अन्य किसी भाग की अपेक्षा बहुत अधिक है। उत्तर 
में कश्मीर के पहाड़ों से दक्षिण में कुमारी अन्तरीप तक २,००० मील 
को दूरी है। पच्छिम में कराँची से लेकर पूर्व में दूरवर्तों लालविन 
नदी तक को दूरी भी इतनी ही हे। भारत-साप्राज्य का क्षेत्रफल 
पोने दो लाख बर्गमील है । 

भारतवर्ष की स्थिति 
पहला प्रशक्ष हमारे सामने यह हे कि, दुनियाँ के 
किस में (' न हें 

प भाग में मारतवष, ब्रह्मा ओर लंका स्थित हें 0 
मनुष्य के घर के किस भाग में हम रहते हैं ! इस प्रक्ष फे उत्तर देने 


प्रस्सावना ड्डै 


की सर्वोत्तम रीति यह है कि हम अपने 'घर' के दूरवतों स्थानों की 
सैर करे, ओर देखें कि हमारे देश से परे क्या है । 

१--हमारी पहली यात्रा ठीक उत्तर में हिमालय पर्वेत की ओर 
होगी। ये पर्वेत एक बहुत लम्बो ओर ऊँची दीवार की तरह 
भारतवर्ष के उत्तर में फैले हुए हें। इस दीवार पर, चढ़ने में हमको 
कई सप्ताह लग जायगे। एक श्रेणी के ऊपरी भाग पर पहुँचते ही 
डसके आगे दूसरी श्रेण। दिखाई देगी, ओर फिर उसके भी आगे 
एक और देख पड़ेगी। यात्रा बड़ी कठिन है ; चलने की राहें. अच्छी 
नहों हैं और चरटियल नदियों के ऊपर केवल थोड़े से ही पुल हें । 
हवा बहुत ठंडो है, ऊची घाटियाँ बफ़ से भरी हुई हैं ओर ऊले दर्रे 
प्रायः तुषार से अठे हुए हैं। कभो कभी बफ़े की विशाल शिलाए 
सपाट ढालों से नीचे फिसल पड़ती हैं, ओर वहीं पर यात्रियों तथा 
उनके पशुओं को क़न्र बना देती हैं। जाड़े के मोसिम में यात्रा 
असम्भव हे। न टंडे पर्षेतों में हम धोड़े या ऊँटों को प्रयोग में नहीं 
ला सकते, परस्तु याकों पर सवार होना पड़ता है। याक बलिए 
पहाड़ी बैल हैं, जिनके शरीर पर उनकी ठंड से रक्षा करने के लिए 
लम्बे घने बाल होते हैं। उनके पेर बड़े पक्क पड़ते हैं, जिससे वे 
बफ़ोंके मार्गों पर कभी नहीं फिसलते ; यदि हम बहुत लरूम्बी, 
सपाट ओर थका देने वाली यात्रा के पश्चात्‌ किसी बहुत ऊँची 
चोटी पर जैसे तैसे पहुँच भी जाये, तो हमको आगे क्या दिखाई देगा ! 
जत्तर में हम नीचे की ओर एक विस्तीण पठार सकड़ों मील तक 
फेला हुआ देखेंगे। ज्ञाड़ों में यह तुषधार के कारण सफ़ेद पड़ जाता 
है, और उसकी भीलें मोटी बफ़े की थादर से ढक जाती हैं। 
गरमियों में बहुत थोड़ी फ़ूलल, या गाँव, या मनुष्य देख पड़ते हैं। 
केवल थोड़े से गड़रिये रहते हैं, जो अपने ढोरों के लिए घास की 
खोज में इधर उधर फिरा करते हैं। यद्द पठार तिब्बत का देश है। 


४ भारत-साप्राज्य और लंका 


यह उस बड़ी ऊँचो भूमि का भाग है जो महाद्वीप पशिया के बीख 
में स्थित हे। तिब्बत वाले भारतवासियों से बिहकुल भिन्न होते 
हैं। उनके चेहरे ओर ही तरह के होते हैं, ओर इसी प्रकार उनका 
पहनावा भो । उनकी भाषा बिल्कुल मिन्न होती हे, वे शायद ही 
कभी स्तान करते हों, ओर उनके रीति-रिवाज हमलोगों के रीति- 
रिवाज़ों से पृथक होते हैं । वे हिन्दू या मुसलमान नहीं हैं, परन्तु 





तिब्बत के पठार । 
वनस्पति रहित भूमि आर दूरवर्त्ती पव॑तों पर तुषार देखो । 


बौद्ध हैं। यद्यवि तिब्बत भारतवष के उत्तर में उससे मिला हुआ 
देश है, परन्तु वास्तव में वह बहुत दूर है, क्योंकि वहाँ पहुँचने के लिए . 
एक लम्बी, कठिन और भयानक यात्रा ते करनी पड़ती है। केवल 
पहाड़ों के ऊपर कुछ दर्रों के द्वारा ही उस देश में जा सकते हैं, ओर 
भारतवर्ष के बहुत थोड़े मनुष्य वहाँ पहुँच सकते हैं। भारतवर्ष 


प्रत्तावना 





दा होता । 


कुछ नहीं पदा 


|. 


का गअरॉाहक-दल, जहाँ 
चोटी आर कुछ बादल । 


9 


आप 
रे 
का 
ह 
है 


में ऐच 
प्र कह ; 


| 


रों के बी 
च्छादित 


हम 


9 


चद्टाना ओर फ्त्थ 


हू .._ भारत-साघ्राज्य और लंका 


और लंका की गरम ओर उपजाऊ भूमि के यात्रियों को यह देश पक 


नयी स्री दुनियाँ मात्टूम होती है। 
२--हिमालय पर चढ़ने के लिए उत्तर की ओर जाने के बज्ञाय हम 


उत्तर-पकच्छिस की ओर भी यात्रा कर सकते हैं। यहाँ पहले 


हमको सिंध नदी को पार करना होगा। फिर अपने सामने हमको 
पहाड़ों फी लम्बी श्रेणियाँ दिखाई दंगी। इनको हिन्दुस्तान का 





70. --+...- ०००७७. ०७५... ----.._.__. » -2.. दामइशकाककानमा 3. 


7 ल्‍ कप 
“ 84५ हा 





श्फ़ग़ा निस्तान में जोवन । 


पहाड़ी फाटक कहना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के दरों के द्वारा 
अफगानिस्तान ओर बलूचिस्तान से अनेक आक्रमण करने वाले 
आये हैं। ये पर्वत न तो उतने ऊँचे हैं, ओर न इनकी जलवायु ही 
डलनी ठण्डी है। यहाँ बहुत कम वर्षा होती है-ओर धरती प्राय: 
जलचिद्दीन है; केवल कुछ छोटी नदियाँ है, जो बषे के अधिकांश 


प्रस्ताचना द 9 


भाग में सूक्षी रहती हैं। इन पथेतों को पार करने का सबसे उत्तम 
ढंग यह होगा कि हम व्यापारियों के एक समृह फे साथ जो अपने 
अँठदों सहित हो, हो लें। ये हमको किसी दरें में होफर निकाल ले 
जायेंगे। यहाँ पर उँट बड़ा लाभदायक पशु है, क्योंकि वह बहुत 
दूर तक बिना पानी पिये हुए जा सकता है। इन पथेतों के पार 
करने के पश्चात्‌ हमारा देश पीछे रह जाता है, ओर हमको पक लस्‍्बा- 
योड़ा पठार दिखाई देता है जिसमें उज्जाड़ पहाड़ियाँ और पर्वत हैं। 
जञाड़ों में हवा बहुत ठण्डी चलती है, जो भारतवर और लंका फे किसी 
भी भाग से बहुत अधिक ठंडी होती है। इन दिलों में मनुष्य भेड़ की 
खाल के मोटे कपड़े पहनते हैं। गरमियों में सूथे बहुत तेज़ चमकता 
है, ओर बहुत कम वर्षा होती है जिससे केवल बहुत थोड़ी फसलें 
पैदा होती हैं ;.ओर फेघल थोड़े से हो गाँव दिखाई देते हैं। 
अफगानिस्तान ओर बलूचिस्तान प्वंतों और रेगिस्तानों से भरे पड़े 
हैं। लोग घारियों में थोड़े से खेतों को जोतते बोते हैं, जिनमें 
पहाड़ियों का तुषार पिघल कर छोटी छोटी नदियों के रूप में बहता 
है। इन देशों से आगे चल कर हम फ़ारस में पहुंचते हैं। यह 
भी पधतों ओर, रेगिस्तानों का देश है । 


३--हमारी तीसरी यात्रा पश्चिम की दिशा में 
भारतवष के समुद्र-तट की ओर है । हमारी जन्मभूमि की 
इस ओर का द्वार बस्बई है, और यहाँ से हम जहाज़ में बेठ कर खुले 
समुद्र के आर-पार ज्ञा खकते हैं। २,००० मील द्ष्खिन-पच्छिम 
चल कर हम अफ्रीका के बड़े महाद्वीप फे तट पर पहुँच सकते हैं। 
यही हबशियों का घर है। हम ऊपर की ओर सफरे लाल सागर में 
जा सकते हैं, जो एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। इसके 
दूसरे. सिरे पर स्वेज्ञ नहर है; जिसको पार करके हम एक ओर बड़े 


८ भारत-सामप्राज्य ओर लंका 


समुद्र में पहुच सकते हैं, जो अफ्रीका को योरुप से अलग करता है। 
प्रति वर्ष सेकड़ों जहाज़ भारतवधे से योरुप को और वापिस इसी 


मांग द्वारा आते-जाने रहते हैं । 








भारत को डाक ले जानेवाला जहाज़ स्वेज़ नहर में घोरे घीरे चल रद्दा है । 
धीरे धीरे क्‍यों ? 


४-अब दक्षिण की ओर चलें | मारतबष के प्रायद्वीप 
के आर-पार हम रेल द्वारा यात्रा कर सकते हैं, ओर उस सकरे जल- 
डमदझमध्य को पार कर सकते है, जो उसे लंका से अलग करता है । 
यदि हम उस प्रकाश-घर के ऊपर चढ़ जायें जो इस टापू के दफ्खिनी 
सिरे पर बना है, तो हमको यहुत लम्बा चोड़ा हिन्दमहासागर बड़ 


प्रत्तावना € 


दूर क्षितिज तक चारों ओर फेला हुआ दिखाई देगा। डस प्रकाश- 
घर के निकट हो कर जहाज़ निकल जाते हैं, ओर अपनी भंडियों 
द्वारा वे प्रकाश-घर के रखबालों को यह संकेत करते हैं कि वे कह्टों 
से आये हैं, ओर कहाँ जा रहे हैं। कुछ कलकत्ते से दफ्खिन 
की ओर जा रहे हैं; तो कुछ रंगून से बंगाल की खाड़ी पार करके 
दृक्खिन-पच्छिम जा रहे हैं। कुछ पेसिफ़िक महासागर के दूरचतीं 





दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर बफ़ से ढकी हुई भूमि । 
बफ़ में फसा हुआ एक जहाज़ | 


देश चीन और जापान के बन्द्रगाहों से पच्छिम की ओर जा रहे हैं . 
तो कुछ ऐसे भी हैं जो उस महासागर को पार करके हमारी गोल 
पृथ्वी के ठीक दूसरी ओर से अमेरिका देश से चले आ रहे हैं। 
एक जहा ज़ यह संकेत करता है कि वह आरस्ट्रेलियः से उत्तर-पच्छिम 
की ओर बहुत दूर की यात्रा करता हुआ चला आ रहा है; तो कुछ 


१० भारत-साप्नाज्य ओर लंका 


ओर संकेत करते हैं कि वे अटलांटिक मद्दासागर से अफ्रीका के 
दक्खिन का चक्कर लगा कर उत्तर-पूर्व की ओर से आ रहे हैं। यदि 
हम लंका के दक्षिणी सिरे से घुर दक्खिन की ओर यात्रा करें, तो 
हम पृथ्वी फे ज़ल-धरातल के एक चोथाई भाग को पार कर लंगे। 
थरू का भाग हमको केवल यात्रा के अन्त में ही दिखाई देगा, जहाँ 
हम एक बड़ा महाद्वीप देखेंगे, जो तुषार और बफ की विशाल शिला 
से ढका हुआ है ओर जमे हुए समुद्र से घिरा हुआ है। उस पर 
कोई मनुष्य नहीं रहता और अब तक केवल दो एक ही बहादुर 
कप्तान पहाँ पहुँच सके हैं। लंका भारतचष के दक्खिनी किनारे 
पर है जिसके पूरब, पच्छिम ओर दक्खिन में हज़ारों मील दूर तक 
खुला हुआ समुद्र है । 


५“हमारी अन्तिम यात्रा मद्रास से आरम्भ 
होती हे । हम पूर्व में एक हज़ार मील से अधिक चलते हैं, 
और बंगाल की खाड़ी को पार करके ब्रह्मा में मोलमीन पहुँचते हैं। 
इसके आगे हमें एक सकरे प्रायद्वीप के ऊपर चढ़ना पड़ता है, ओर 
फिर हम श्याम की खाड़ी के तट पर पहुंचते हैं जो पेसिफ़िक महा- 
सागर का एक भाग है। इतनी दूर पूव जाने के बदले हम ऐसा 
भी कर सकते हैं कि रंगून पर ठहर जाय। यहाँ हम एक नदी- 
सस्‍्टीमर में बेठ सकते हैं। इसमें बेठ कर हम इरावदी नदी में दो-तीन 
दिन की यात्रा के पश्चात ब्रह्मा में बहुत भीतर चल कर भापू नगर 
पहुंचते हैं। यहाँ हम कुछ चीनी व्यापारियों के साथ चले जा 
सकते हैं, जो अपने ट॒ट्टुओं पर पहाड़ियों, घाटियों ओर जंगलों को 
पार करके अपने देश को माल ले जा रहे हैं। अन्त में हमको ऐसी 
नदी मिल जाती है, जिसके द्वारा हम केंटन ओर हांगकांग को 
पहुँच सकते हैं। पिछला स्थान एशिया के पेसिफ़िक तट पर एक 


प्रत्तावना ११ 


उत्तम बन्दर है। उत्तर, दक्खिन, पूर्व ओर पश्चिम की ओर इन 
यात्राओं को करने के पश्चात्‌ हमको यह माल्म हो जाता है कि 
भारत-साप्राज्य के सीमान्त देश कौन कोन से हैं, ओर एशिया के 
विशाल महाद्वीप के दक्षिण में इस देश की केसी स्थिति है | 


प्रश्ञ। 

१--भारतवर्ष के नक़शे ओर परकार की सहायता से हाथ के संकेत द्वारा बताओ 
कि निम्नलिखित स्थान तुम्हारे कूल से किस ओरे हैं : -- 

बम्बई, कराँची, कलकत्ता, मद्रास, रंगून, मांडले, कोलम्भो, ऐवरेस्ट को चोटी 
ओर काबुल | 

२-तिब्बत ओर अफ़ग़ानि्तान किन किन बातों में भारतत्रष से भिन्न हैं ? 

३--किस दिशा में हैं-अम्बई से बसरा, अदन ओर मोम्ब्रासा ; लंका से केप 
टाउन, सिंहपुर ओर दक्षिणी महाद्वीप; कलकत्ता ओर मद्रास से रंगून ? 

४-भारत-साम्राज्य एशिया के किस भाग में है ? उसका विश्तार कितना है ? 
उसकी थल-सीमा की ओर कोन कोन ते देश हैं ? 


अध्याय २ 


भूगोल सीखने के साधन 


नकशे उनके भेद ओर प्रयोग 


प्रथ्वी के किसी भाग का भगोल सीखने की 


सबसे अच्छी रीति उस पर यात्रा करना है। यात्रा 
करके ही उसके पठार और मैदान, उसकी घारियाँ ओर नदियाँ, 
तथा उसके समुद्र-तटों का हम ख्वयं अपनी आँखों द्वारा अध्ययन कर 
सकते हें ; उसके खेत तथा जंगल, उसके नगर तथा खाने, उसके 
बन्दर तथा कारखानों की सेर कर सकते हैं, ओर देख सकते हैं कि 
बहाँ लोग किस प्रकार रहते हैं, ओर वे क्या करते हैं। हम देश में 
पैदल चल सकते हैं, या बाइसिकिल द्वारा जा सकते है; या घोड़ा- 
गाड़ी, मोटर ओर रेलगाड़ी में बैठ कर यात्रा कर सकते हैं ; 

उसकी नदियों द्वारा ओर उसके समुद्र तटों के किनारे किनारे जल- 
यात्रा कर सकते हैं। एक ओर नया ढंग देश के ऊपर वायु-यान 
(हवाई जहाज़) में उड़ने का है। उसमें से हम नीचे की ओर भिन्न भिन्न 
स्थानों को जैसे जेसे उनके ऊपर होकर भआगे बढ़ते जायें, देख सकते हैं। 
संसार के सभी भागों में यात्रियों ने ऐसी कितारबे लिखी है, जिनमें 
उन्होंने उन नगरों ओर स्थानों का वर्णन किया है जहाँ वे हो आये है । 
प्र्येक मनुष्य अपने नगर या गाँव ओर डसके निकट के ध्यानों की 
भूगोल जानता है, क्योंकि वे उसने अपनी आँखों से देखे हें। हम 
में से कुछ लोगों ने अपनी ज़िले की भूगोल इसी प्रकार सीक्षी है ; 


भूगोल सीखने के साधन १३ 


कुछ लोग रेल में भा बंठ कर घूमे हैं; और कदायित्‌ कुछ ऐसे भी 
हैं जिन्होंने बहुत लस्बी यात्राए की हैं। परन्तु सारी पृथ्वी की 
भूगोल इस प्रकार सीखने के लिए हमारे पास समय नहों है। 
इसलिए यात्रियों की कहानियों ओर भूगोल की पुस्तकें पढ़कर हमको 
भूगोल सीखना चाहिए । 


् 





टेम्ज़ नदी पर लन्दन का पुल । 
हवा से किस प्रकार भूगोल सीखा जा सकता है । 


दूसरी रीति नक्कशों का अध्ययन हे। नक़शे 
( मानचित्र ) पृथ्वों को एक प्रकार की तसवोर हैं, ओर इनसे हम 
अपनी आँखों द्वारा बहुत सी बातें शीध्र और सुगमतापूर्वक सीख 
सकते हैं। बिना अंकों का प्रयोग किये हुए हम अंकगरणित भले ही 
सीख सकें, ओर यह भी सम्भव है कि तिकोण तथा बृत्तों के खींचे 
बिना ही हम रेखागणित भी सीख जाय॑ ; परन्तु, इस रीति से दम. 


श्छ भारत-साप्राज्य ओर लंका 


बहुत कम सीख पायेंगे, ओर इस प्रकार सीखने में कठिनाई भी बहुत 
पड़ेगी। इसी प्रकार भूगोल सीखने समय हमको नकशों का प्रयोग 
अवश्य करना चाहिप, ओर उनमें जो संकेत बने हुए हैं उनको अवश्य 
समभ्दना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक संकेत का अर्थ कुछ न कुछ अचश्य 
होता है। थल और जल, पवेत, नद्दी, नगर ओर गाँव के लिए ज्ञो 





ड है | 
किक 0 ४4 6 अं 


वेस्टमिनिस्टर ऐवबे आर पलिमेंट-भवन । 
हवा से किस प्रकार भूगोल सीखा जा सकता है । 





संकेत प्रयोग किये जाते हैं उनको प्राय: प्रत्येक विद्यार्थी समझरूता है। 
अधिकांश नक़॒शों के कोनों में उनमें प्रयोग किये जाने वाले संकेतों 
की सूची दी हुई दोती है। 


राजनीतिक नक़शे मामूली नक़शे होते हैं। उनसे किसी 
देश का चित्र मालूम होता है ओर उनमें भिन्न भिन्न रंगों से सूबों 


भूगोल सीखने के साथन श्ण 


तथा देशी रियासतों की सीमाएं दिल्लाई जाती हैं, अर्थात्‌ यह दिखाया 
जाता है कि कोई देश शासन करने के हेतु किस प्रकार विभाजित किया 
गया है। प्राकृतिक नक्शा दूसरे ही प्रकार की तसवीर है। 
चह बतलाता है कि प्रकृति ने देश में किस प्रकार पहाड़ ओर घाटियाँ 
बनाई हैं ओर उसे किस तरह नदियों द्वारा सींचा है। इस बात 
का ज्ञान कि किसी देश को मनुष्य ने प्रान्तों ओर रियासतों में किस 
प्रकार बाँठा हे उतना आवश्यक नहीं है कि जितना यह जानना 
आवश्यक है कि उस देश के निवासियों पर वहाँ की घाटियों, नदियों, 
कोलों, समुद्र, गरमी, वर्षा ओर हवाओं का क्या प्रभाव पड़ा है। 
- यदि हम किसी देश के आकार तथा जलवायु का अध्ययन पहले 
कर लें, तो हम मात्टूम कर सकते हैं कि मनुष्य के लिए कौन से भाग 
सबसे आऑध्रक उपयोगी हैं, कहाँ वह अत्यन्त सुगमता से भिन्न भिन्न 
प्रकार की उपज पेदा कर सकता है, कहाँ वह नदियों में नाथें और 
स्टमर चला खकता है, कहाँ वह इन नदियों के पानी को सिंचाई 
के काम में ला सकता है, कहाँ नगरों को बसाने के लिए सर्वोत्तिम 
स्थान मिल सकते हैं, और किस प्रकार चोरस घाटियों ओर पहाड़ों के 
दर्रों में हो कर रेल द्वारा नगर पक दूसरे से मिलाये जा सकते 
हैं। इन बातों के जान लेने के पश्चात्‌ हम देश का इतिहास पढ़ 
सकते हैं, ओर सीख सकते हैं कि युद्धों ओर संधियों द्वारा वह उन 
सूबों तथा रियासतों में किस प्रकार बटा हुआ है जो राजतीतिक 
नकशे में दिखाये गये हें। 


ओर भी करे प्रकार के नक़शे होते हैं। कुछ बतलाते हैं 
कि समुद्र कहाँ गहरा है ओर कहाँ छिछला है। ऐसे नकरशे से 
हमें मालूम होता है कि भारतवष के तट के किनारे किनारे समुद्र 
छिंछला है। उससे हमें यह मालूम होता है कि बहुत गहरे पानी तक. 


१६ भारत-साप्राज्य ओर लंका 


ज्‌ 
पहुचने के लिए हमको बम्बई से २०० मील पच्छिम की ओर चलना 


पढ़ेगा। इस प्रकार का नक़शा नाविकों का चाट (नक्शा ) 
कहलाता है। इससे मललाह को भिन्न भिन्न स्थानों पर समुद्र की 
गहराई ज्ञात होतो है, समुद्र की घाराओं का बहाव माल्मूम होता 
है; ओर उसमें तट के किनारे के बन्द्र तथा प्रकाश-घर दिये 
रहते हैं। इन नक़शों द्वारा जहाज़ के कप्तानों को अपना जहाज़ 
सुरक्षित ढंग पर ले जाने में सहायता मिलती है, ओर वे उन छिपी 
हुई चट्टानों ओर रेत.के टीलों से बच जाते हैं जिनले जहाज़ को टकरा 
जाने का डर रहता है। एक ऐसे अच्छे नक़शे के विना जहाज़ का 
कोई भी कप्तान समुद्र-यात्रा नहीं करने पाता है। एक प्रकार के 
ओर नकरे ये बतलाते हैं कि कहाँ सब से अधिक ओर कहाँ सब से 
कम वर्षा होती है, कहाँ हवाए बहुधा चला करती हैं, पृथ्वी के 
गरम भाग ओर ठंडे भाग कहाँ कहाँ हैें। ये जलव। यु के नक्शे 
होते हैं। कुछ नक़शे ऐसे भी होते हैं जिनके द्वारा यह मात्यूम हाता 
है कि बड़े जंगल, घास के मेदान व रेगिस्तान कहाँ हैं, ओर कहाँ 
मनुष्य धान, गेहू , कपास, पाट आदि की फ़सलें पेदा करता है। यह 
वनस्पति के नक़शू हैं। फिर आबादी के नक़शे दिखाते 
हैं कि पृथ्वी के भिन्न भिन्न भागों में कौन सी ज्ञातियाँ रहती हैं और 
वे कोन कौन सी भाषाएँ बोलती हैं। “्लोब,' अर्थात्‌ गोला बहुत 
अच्छा नक़शा है, क्योंकि उससे पृथ्वी का वाघ्तविक आकार माह्टूम 
होता हे। अब पक नये ही ढंग के नक्शे बनाये जाते हैं। भारतवर्ष 
के भिन्न भिन्न भागों के चित्र वायु यानों द्वारा ऊँचे से ले लिये गये हैं। 

किसी देश की भूगोल सीखने की एक ओर रीति नक़शा खींचना 
है। यह विधि उत्तम है। पहले हम पतले काग़ज़ पर नकशा 
उतार सकते हैं, ओर फिर थोड़े से अभ्यास के पश्चात्‌ बिना किसी 


भूगांल सोखने के साधन १७ 


नकशे को सहायता के खोंच सकते हैं। परन्तु सर्वोत्तम रीति 
चिकनी मिट्टी या काराज़ व लेही द्वारा नक़॒शा बनाना है। ऐसे 
नक़शें पर हम देश के आकार ओर धरातल को अँगुलियों से छू 
खकते हैं ओर आँपों से भी देख सकते हैं। जो कोई इस प्रकार का 
नक़शा बनायेगा, वह भारतवषे या ब्रह्मा, या लंका की भूगोंढ अवश्य 
सीख लेगा, आर उसे कभी न भूलेगा । ऐसा मनुष्य उस मनुष्य से 
अधिक अच्छी तरह भूगोल सीख लेगा जो केवल दुखरे के बनाये हुए 
नकरी को ही देखता है । 

इस पुस्तक में हमने पर्वेतों, नदियों या नगरों की लम्बी घूचियाँ 
नहीं दी हें। हम अपने बेलों, या अपने कुत्तों, या अपने खेत के 
पेड़ों, या अपने गाँव के मकानों को लम्बी नामावलियाँ नहीं बनाते। 
हम उनके नाम जानते हैं ओर उन्हें याद्‌ रखते हैं, क्योंकि हम उनको 
प्रति दिन देखते हैं और उनके विषय में बातचीत करते हैं। इसी 
प्रकार प्रत्येक छात्र को भारत के मुख्य पवेतों, नदियों, तटों ओर 
टापुओं के नाम व स्थान याद्‌ रखने चाहिएँ। इसके लिये उत्तम 
यह है कि भारतवधे ब्रह्मा ओर लंका का एक अच्छा नक़शा सदा के 
लिए पेसे ध्यान पर टाँग देना चाहिए, जहाँ वह हमेशा देखा जा सके | 
ऐसा करने से अपने देश के विषय में हम सदा कोई न कोई नयी यात 
जानते रहेंगे। नकशे में हम बहुत सी पेसी बाते शीकघ्रतापूर्वक 
देख सकते हैं, जो हम केवल बहुत स्री पुस्तक पढ़ने से ओर लब्थो 
यात्राएँ करने से ही जान सकते हैं। द्‌वार पर लटका हुआ नक़शा, 
यदि हम उसे प्रति दिन थोड़ा थोड़ा अध्ययन कर, हमारे मस्तिष्क में 
शीघक्ष ही तसवोर बन जाता है जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। 
दो आने का नक़शा भी जिसका सदा प्रयोग किया जाता है, उस दस 
रुपये की पुटलख से कहों अच्छा है ज्ञो जब कभी झ्लोली जाती है। 
इस पुस्तक के लेखक ने इसको लिण्षते समय अपने सामने सदा एक 


॥,],( «2 


१८ भारत-साप्नराज्य ओर लंका 


अच्छा नक्शा रफ्खा था; विद्यार्थी को भी इसके अध्ययन करते 
समय ऐसा ही करना चाहिण। 


-भगोल क्या सिखाती हे | हमको यह न भूलना 
चाहिए कि इस पुत्तक में भारतवर्ष, या ब्रह्मा या लंका के सब पहाड़ों 
नदियों ओर नगरों के नाम और श्यान नहीं बताये गये हैं । ये बातें 
दीवार के बड़े नक्शे से जानी जा सकती हैं। परन्तु किसी देश के 
भूगोल का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न स्थानों की स्थिति ओर 
नाम जानने के अतिरिक्त कुछ ओर भी जानना आवश्यक है। मनुष्यों 
के निवास के बिना कोई देश रुचिकर नहीं हो सकता, ओर वाध्तविक 
भूगोल हमको यह सिखाता है कि किसी देश के निवासियों के लिए 
वह किस काम का हे, अर्थात्‌ उनके लिए वह किस प्रकार 
का घर हे। 

इसलिए भूगोल सीखते समय हम सदा उन बहुत से प्रश्नों का 
उत्तर देते रहते हैं, जो 'क्यों' ओर “किस लिए! से आरम्भ होते हैं। 
उदाहरण के लिए, हम इस भूगोल की पुस्तक में यह सीखेंगे कि 
भारत के निवासी किस प्रकार अपना उदरपोषण करते हैं; वे 
प्रायः किसान क्यों हैं ; वे एक भाग में चावल, दूसरे भाग में बाजरा, 
तीसरे में गेहू भौर चोथे में जाय क्‍यों पेदा करते हैं; किस प्रकार 
खूये वर्षा ओर नदियाँ इस कार्य में उनको सहायता देती हैं, क्या 
कारण है कि भूमि का एक टुकड़ा उपजाऊ है और दूसरा नहीं है; 
ओर इसलिए, क्यों कुछ ज़िलों में बहुत से मनुष्य रहते दे, कुछ में 
बहुत कम रहते हैं, ओर कुछ में बिलकुल ही नहीं रहते ? भारत के 
कुछ भागों में बहुत से नगर हैं ओर कुछ में बहुत ही कम हैं ; एक 
भाग में बहुत सी नहरें या रेलें हैं, ओर दूसरे में बहुत कम हैं, ओर 
कि२ ठीसरे में बिल्कुल ही नहों हैँ-पेसा क्यों है? भारतव५ के 


भूगोल सोखने के साधन १६ 


समुद्र-तट पर बहुत कम कटान ओर टापू हैं--क्या प्राचीन काल में 
इस से लोगों के जीवन में कुछ अन्तर पड़ा था ? क्या इस से वतेमान 
काल में कोई अन्तर पड़ा है? कोई नगर एक विशेष स्थान पर ही 
क्यों बना, किसी अन्य स्थान पर क्यों नहीं बना ? क्यों कोई कोई 
नगर शीघ्र बढ़ जाते हैं, ओर अन्य नगर नष्ट हो जाते हैं? भूगोल के 
अध्ययन करने से हम इन में से कुछ प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं ; 
ओर फिर, हम कुछ और देशों का हाल पढ़ कर जो भारतवषे या 
लंका से बिल्कुल भिन्न हैं, समर सकते हैं कि वहां के मनुष्य हम 
लोगों से इतने भिन्न क्‍यों हैं ओर उन का जीवन हमारे जीवन से 
क्यों भिन्न है। 


३-पहाड़, मेदान ओर समुद्र-तट से लाभ-- 
संसार के किसी भाग के निवासियों के जीवन में जो बातें अन्तर 
डालती हैं वे दो हें--उस देश का आकार जोर उसकी जलवायु। 
इसलिए भारतव्े या लंका की भूगोरू अध्ययन करते समय हमें 
इन्हीं दो बातों पर विशेष ध्यान देना है, क्‍योंकि हम इनेंको समकने 
के बाद ही यह खमरू सकेंगे कि वे मनुष्यों को वहाँ अपना घर 
बनाने में किस प्रकार सहायक या बाधक हे। 


आकार । पव॑त क्‍या करते हैं । आकार से हमारा 
आशय केवल नकशे में बनी हुई सीमा से ही नहीं हे; हमारा 
आशय ऊची-नीची भूमि, पंत, नदियों की घाटियाँ, पठार ओर 
तट से--संक्षेप में, धरती को प्राकृतिक बनावट से--है। भारतवषे 
ओर ब्रह्मा की प्राकृतिक बनावट में पर्वत अत्यन्त महत्वशाली हैं, 
ओर अब हम इन पवेंतों का ही वण्णन पढ़ेंगे। एक अच्छे नक़री 
से हमको यह मालूम होता है कि भारत-साप्राज्य की थल-सीमा 
पर सभी जगह उंचे पवेतों की श्रेणियाँ हैं। इन्होंने भारतबर्ष ओर 


२० भारत-साप्नराज्य ओर लंका 


प्रह्मा को पशिया के दोष भाग से सदा अलग रक्‍्ख्ा है। इन श्रेणियों 
में हिमालय पवेत सबसे उचे हें, ओर पृथक्‌ करने का काय इन्होंने 
सब से अधिक किया है। इनको पार करके कोई सेना आज तक 
भारतवषे में नहीं आ सकी है। आजकल भी इनकी घाटियों में 
हो कर थोड़े से बंजारे ही आ सकते हैं। हम आगे चल कर पढ़ेंगे 
कि उत्तर-पच्छिम में खुलेमान पर्वत में कुछ घाटियाँ ( अर्थात्‌ दर्रे ) 
ऐसी हैं जिनके द्वारा पुराने समय में सेनाएँ हिन्दुस्तान में आती रहो 
हैं। ब्रह्मा के पूर्व में केवल थोड़ी सी ही राहें पहाड़ों को पार करके 
चोन ओर श्याम में पहुँची हैं। भारतवर्ष के भीतर भी हम देख 
सकते हैं कि किस प्रकार पर्वत एक भाग को दूसरे भाग से अल्ग 
करते हैं। पच्छिमी घाट, जो समुद्र से थोड़ी ही दूर पच्छिमी तट 
पर हैं, सदा उस पतले समुद्र-तट के मेदान को भारत के शेष भाग 
से अलग रखते हैं। मालाबार तट के निवासियों के रीति-रिवाज 
व भाषाएँ इसी लिए इन पवेतों के पूर्व को ओर के निवासियों से 
पृथक हैं। इसी प्रकार विन्ध्याचल और खतपुड़ा के पवेतों ने आर्यों 
को बड़ी खंख्या में भारतवधे के दक्षिखन में जाने से रोका। यही 
कारण है कि दक्षिण के लोग उत्तर के लोगों से भिन्न जाति के हैं 
ओर ये अपनी ही भाषाएँ बोलते है, जेसे तामिल ओर तेलगयू। नकरशोे 
में कई श्रेणियाँ दिखाई गई हैं, जो भारतवष को ब्रह्मा से अलग करतो 
हैं, जेसे पटकोई, खासी, जेंतिया, गारों और लूशाई। इसी लिए 
भारतवासी ब्रह्मावासियों से रक्त, धर्म, भाषा और रीति-रिवाज में 
बिलकुल भिन्न हें। ब्रह्मा में भी हम देखते हैं कि समुद्र से उन 
पर्वतों को, जो तट के किनारे किनारे चले गये हैं, पार करना और 
भीतर देश में यात्रा करना कितना कठिन है। परन्तु देश के पक 
भाग को दूसरे भाग से अलग करने के अलाबा पहाड़ बहुत काम 
करते हैं। हम आगे चल कर पढ़ेंगे कि जलवायु पर उन का प्रभाव 


भूगोल सीखने के साधन २१ 


बहुत पड़ता है। यदि वे ऊँचे होते हैं तो हवाओं को रोक लेते हैं, 
थे पानी भरे बादलों को पकड़ लेते हैं और इस प्रकार नदियों को 
जन्म देते हें। किसी देश की पव्ेत-श्रेणियों की दिशा जानने से 
हम यह बतला सकते है कि वहाँ किस प्रकार नदियाँ बहती हैं | 


मेदान ओर घाटियाँ। मेदान क्‍या करते हैं। 
इस पुस्तक में हम पढेंगे कि भारत का सब से अधिक उपयोगी भाग 
उसकी चोरस गंगा-खिन्‍्थ की घाटी या मैदान हे। इसको हम 
संसार की सब से बड़ी घाटी कह सकते हैं। प्राचीन काल में गरम 
देशों में सभ्यता नदियों के किनारे आरसम्म हुई थी, क्‍योंकि वहाँ 
भोजन बड़ी आसानी से पैदा हो जाता था ओर जल द्वारा एक 
स्थान से दूसरे स्थान को जाना सहज था। संसार की किसी भी 
दूसरी नदी ने मनुष्य की सभ्यता की इतनी उन्नति नहीं की है जितनी 
गंगा ने। इसी के किनारे भारतचर्ष का इतिहास ओर धर्म प्रारम्भ 
हुए ; जब भारत के शेष साग के लोग अशिष्ट ओर अद्धं-सभ्य थे, 
इसके तट पर विद्या के स्थान ओर विशाल नगर थे। इसलिए कोई 
आश्चयें नहीं कि यह संसार की सब से अधिक पविश्र नदी है। 
इसी प्रकार इरावदी की घाटी ब्रह्मा का सब से अधिक डपयोगी 
भाग है। नदियों के काये के विषय में हम आगे पढ़ेंगे । 


समुद्र-तट क्या करते हैं । नफ़शे से मालूम होता है कि 
भारतवर्ष दूर तक हिन्द महासागर में चला गया है। इसलिए 
इसके तट पशिया के अन्य भागों के तटों से बहुत दूर हैं, और इस से 
हम यह अनुमान कर सकते हें कि प्राचीन समय में जब जहाज़ों का 
आविष्कार नहीं हुआ था ब्रह्मा या भारतवषे से अफ्रीका जाने में 
बहुत समय रूगता था। लंफा के दक्षिण में घरती नहीं है। यह भी 


२२ भारत-साप्नराज्य ओर लूंका 


एक कारण है कि भारतवासी बहुत काल तक अपने देश में दी रहे 
आये, अन्य देशों को नहीं गये । 

नकशे से एक बात ओर भी माल्म होती हे--भारतवर्ष के तट 
पर बहुत कम कटान ओर टापू हैं। विचार करने से हमको मात्ट्म 
होता है कि इसका भी भारतवासियों के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा 
है। उन दूसरे देशों में जहाँ बन्द्रों फे लिए खुले स्थान हैं, या जहाँ 
आँधियों से जहाज़ों की रक्षा करने के लिए बहुत से टापू हैं, या 
जहाँ टापू किसी बड़े समुद्र पर खब घने फेले हुए हैं जिस से मल्लाह 
थल से दूर कभी नहीं होते, वहाँ छोंग बहुत शीघ्र और खुगमतापूर्वेक 
नाधिक ( मल्लाह ) हो जाते हैं और दूरवतीं देशों को यात्रा करने लग 
जाते हैं। परन्तु भारतवर्ष में ऐसा नहीं है, क्वोंकि तट को छोड़ते ही 
हम खुले हुए समुद्र में पहुँच जाते हैं। यह दूसरा कारण दे कि 
भारतवासी अच्छे मलाह ओर संसार में भ्रमण करने वाले नहीं बने । 
थल की ओर वे ऊँचे पहाड़ों की दीवारों से घिरे हुए हैं, और जल की 
ओर एक अज्ञात और भयानक महासागर है जिस का नाम उन्होंने 
'कालापानी” रख छोड़ा है। वे विदेशियों के पास नहीं गये ; 
उन्होंने विदेशियों को--योद्धाओं, यात्रियों और व्यापारियों को-- 
अपने देश में आने दिया, ओर इस प्रकार भारत का समुद्री ध्यापार 
सदा विदेशियों के हाथ में रहा हे। 

एक ओर उच्च पर्वतों और दूसरी ओर विस्तृत महासागर से 
पृथक होने के कारण भारतवर्ष ओर प्लह्मा के लोग सेकड़ों वर्षों तक 
अपने पडोसियों से अलग रहे। योरोपीय देशों के निवासियों की 
तरह न तो उन्होंने :खंसार को कुछ सिखाया और न उनसे अधिक 
सीखा | परन्तु आजकल ऐसा नहीं है। 


भूगोल सीखने के साथन २३ 


अभ । 


१--नक़शे पर जो मुख्य चिह्न बनाये गये हैं, उनमें से प्रत्यक का क्या आशय हे ! 
भिन्न भिंज्ञ प्रकार के नक़शों का वशुन करो । क्या राजनेतिक मक़॒शों में परिवतन 
हुआ करते हैं? यदि हाँ, तो किप्त प्रकार ? महााहों के मक़शे ( चाटे ) किप्ल 
काम पाते हैं ? 

२-यह बतलाओ कि भारतवष में पहाड़ों की श्रेणियों ने (१) देश के भीतर, 
झोर (२) उसकी सीमा पर किस प्रकार एक भाग के मनुष्यों को दूसरे भाग के 
मनुष्यों से प्रथक रक्खा है ? 

३--प्राचीन काल में भारतवष ओर ब्रह्मा के मनुष्य संसार के अन्य भागों के 
लोगों से क्‍यों प्रथक रहे ? 


अध्याय ३ 
जलवायु का प्रभाव 


संसार फे किसी भाग की जलघायु का वर्णन करते समय हम 
तीन बातों पर विशेष रूप से विचार करते हैं---गरमी, तरी ओर मिट्टी । 
भारत-सामप्नाज्य बहुत बड़ा है, ओर इसलिए यहाँ केवल एक प्रकार की 
जलवायु मिलना असम्भव हे। इसमें भिन्न भिन्न स्थानों की भिन्न 
भिन्न जलवायु है, और इन में से हर एक भाग की जलवायु वष के भिन्न 
भिन्न समयों पर बदलतो रहती है । 

अब हम को दो आवश्यक प्रश्नों फा उत्तर देना चाहिए :--- 

१--भारतवष ओर ब्रह्मा की जलवायु भिन्न 
भिन्न स्थानों में ओर वष के अलग अलग समयों 
पर क्‍यों प्रथक है ? 

२--इन भिन्न भिन्न भागों की जलवायु वहाँ के 
निवासियों के जीवन ओर व्यवसाय पर किस प्रकार 
प्रभाव डालती हे ९. 

इन दोनों प्रश्नों में से पहला प्रश्ष कहीं अधिक कठिन है, परन्तु हम 
डसे दो भागों में विभाजित कर के सरल कर सकते हैं। , 


जलघोयु का प्रभाव २५ 
जलवायु फे विषय में प्रक्ष-- 
(क) भारतवष ओर ब्रह्मा के कुछ भाग अन्य 
भागों की अपेक्षा क्यों अधिक गरम हे ९ 
(ख) कुछ भाग विशेष मोसिमों में अन्य भागों 
की अपेक्षा अधिक तर क्‍यों हें 0 


पृथ्वी पर जितनी गरमी पड़ती है उसका जन्‍्मदाता सूय है। 
कोई भी स्थान ऐसा नहीं हे जहाँ वह सारे दिन एक ही परिमाण की 
गरमी देता हो, क्‍योंकि प्रातःकाल ओर सायंकाल मध्यान्ह काल की 
अपेक्षा टंडे होते हैं। ओर न सूय हमको उतनी ही गरमी प्रति दिन 
साल भर तक देता हे; गरमी का मौसिम होता है और जाड़े का 
भी। सूर्य संसार के सभी भागों में एक ही परिमाण की गरमी भी 
नहीं पहुँचाता । हमारे देश की अपेक्षा अनेक देश बहुत अधिक टंडे 
हैं। संसार के कुछ भागों में वायु इतनी ठंडी हे कि वहाँ कोई पेड़ 
नहीं डग सकता ओर केवल कुछ पोधे ही पनप सकते हैं। भारतवर्ष 
में एक ही मौसिम में कुछ भागों को अधिक गरमी मिलती है, ओर 
कुछ को फकम। यह समझने के लिए कि ऐसा क्‍यों है हमको 
जलवायु का मुख्य नियम याद रखना चाहिए । वह यह है-- 
गरमी का वह परिमाण जो सूर्य किसी स्थान को पहुँचाता हे उस 
स्थान पर पड़ने वाली उसकी किरणों के ऋुकाव पर निभेर हे। 
सुबह ओर शाम को हवा दोपहर की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, 
क्योंकि उस समय किरण अधिक तिरछी पड़ती हैं। प्रत्येक मनुष्य 
जानता है कि दि्सिस्बर ओर जनवरी की अपेक्षा मई ओर जून में 
सूर्य दोपहर के समय आसमान में अधिक उँचा उठ जाता है। यही 
कारण हे कि द्सिस्बर ओर अनवरी का समय जाड़े के मोसिम का 


भारत-साप्राज्य और लंका 


। ९ ॥0/0 ॥092| 3९ 4808 920 3७॥४७ 2)8]92--: 


उन आकर ए (7० [४ कक धटे 





। ' । । प् : े ढ़ ८ ह ढ़ न्‍ा % हा ह ध ह | 222 

। ) ! ः | ! । "ु 2८2८ 4८ 
॥ | । । ४! . स्‍ श्र 22 

। | । | ््। ह हा रे. आकर ; 

| | मा |; ८८ ८22 ह 

। | ! | स्‍' / ! ! रे रा 


७०७ (७०8 ५६ 5४ &« ४४:०४ ४ जू& + हम 








ही 
5 
ज है, री. 
ह हि धर के | के ् श £9 ४ हक ८ ६८० ः थ्थट ४ हु 272 22222 4222 पक 
हि हर हि ३ ५ ञ् ५ : ०2222 5 
हु घ्‌ हर है ५ * ; ' | 
हि ४ ः ५ ह ! न्‍ ग । । । 
हु हा घर * ह 5 हे ] * | 
हट ऐ * अं ४ ५ |] | 
४ के न हि 5. है हर ्‌ ५ ! ] ३ ॥ 
न घ हर कप हि । ५ ५ हर | || | 
ध पं “कु कक हा है हु | । 
छ 5 द रु ! |] 
| 
| [ | 
] 


"२००७३ 77, 


जलवायु का प्रभाव २७ 


मध्य काल हैं। भारतवर्ष के नकशे के आर-पार एक रेखा खिंची 
हुई हे, जिसे कक अयन रेखा कहते हैं। भारतवषे के नक्शे के 
बिलकुल बाहर बहुत दक्खिन में एक ओर अयन रेखा है, जिसे मकर 
अयन रेखा कहते हें। उन खब स्थानों पर, जो इन दोनों रेखाओं 
से परे हैं, सूर्य की किरणें कभी सीधी नहीं पड़तीं। कक अयन 
रेखा के उत्तर के सभी स्थानों पर छूर्ये की किरणें, दोपहर के समय 
भी, आकाश के दक्खिनी आधे भाग से तिरछी गिरती हैं, जिससे 
सब वस्तुओं की छाया उत्तर की ओर पड़ती है। मकर अयन रेश्वा 
के दक्खिन के सभो स्थानों पर, दोपहर के समय भी, सूर्य आकाश के 
उत्तरी अद्धं-साग से चमकता है, जिससे सब वस्तुओं की छाया 
दुक्खिन की ओर पड़ती है। परन्तु अयन रेखाओं के बीच के श्थानों 
में यह बात नहीं हे। इन रेखाओं के बीच में संसार के किसी न 
किसी भाग में खूथे की किरण दोपहर के समय बिलकुल सीधी 
पड़ती हैं। इस प्रकार २१ जून को कक अयन रेखा पर स्थित सभी 
स्थानों पर सूथं सीधा सिर पर चमकता है। इस दिन दोपहर के 
समय भूपाल, जबलपुर ओर ढाका में मकानों की छाया बहुत ही 
कम पड़ती है, क्योंकि ये स्थान कक रेखा फे बहुत निकट हूैँ। फिर 
जेसे जेसे दिन निकलते जाते हें सूर्य इस रेखा से क्रमशः अधिक 
दक्खिन के स्थानों पर सीधा चमकता हें--पहले भूपाल, फिर हेद्रा- 
बाद, फिर बंगलोर, फिर त्रिचनापली, फिर कुमारी अन्तरीप और फिर 
कोलम्बो । इससे क्या फल निकला १ इसका आशय यह हे कि 
२१ जून के पश्चात जेसे जेसे प्रतिदिन सूये आकाश में दषिखन की 
ओर सरकता जाता हे, वंसे हो चेंसे भारतवर्ष को कम गरमी 
मिलती जाती है। 

२१ खितम्बर को सूय दोपहर को भूमध्य रेखा ( या विषुवत्‌ रेखा ) 
पर खित छ्यानों पर ठीक सीधा चमकता हे। यह रेक्षा कक रेश्ता 


र्८ भारत-साप्राज्य ओर लंका 


ओर मकर रेष्षा के ठीक बीचों बीच में हे, परन्तु भारतवष के बाहर 
है; इसलिए अब उसकी किरण ब्रह्मा ओर लंका के सब भागों पर 
तिरछी पड़ती हैं। ओरे ज्यों ज्यों हम भूमध्यरेखा से उत्तर की ओर 
एक स्थान से दूसरे स्थान को बढ़ते जाय॑गे, त्यों त्यों यह तिरछापन 
भी बढ़ता ज़ायगा। इस दिन दोपहर की छाया भूमध्यरेखा की 
अपेक्षा कोलम्बो पर, रंफा की अपेक्षा त्रिचनापली पर ओर तिचनापली 
की अपेक्षा मद्रास पर अधिक तिरछी होती जायगी। इसी प्रकार 
उत्तर की ओर हैद्राबाद, भूपाल, आगरा, हिमालय पर्वत, तिब्बत 
आदि स्थानों पर क्रमशः अधिकाधिक तिरछी किरण मिलेंगी । 

२१ दिसम्बर के दिन सूर्य दोपहर को मकर अयन रेण्वा पर पहुँच 
जाता हे। अब वह इस रेखा पर ध्यित स्थानों पर सीधा चमकता 
हे, जिससे उसकी किरने भारतवषे के सभी स्थानों पर सितम्बर की 
अपेक्षा अब अधिक तिरछी गिरती हैं। इस दिन भारतवष के सभो 
भागों में दोपहर की छाया सब से अधिक टूम्बी होती है। ओर 
२१ दिसम्बर को सूर्य की किरण पहले की तरह, जेंसे जेसे हम 
उत्तर की ओर बढ़ते जाते हैं, अधिकाधिक तिरछी गिरती हैं। इस 
प्रकार इस तारीख को कलकक्ते में दोपहर का सूर्य दक्षिणी शक्षितिज से 
आधी दूरी पर रहता है, रावलपिंडी में इससे अधिक नीचे रहता है, 
कश्मीर में ओर भी नीचे रहता है, ओर तिब्बत में और भो अधिक 
निचाई पर चमकता है। २१ दिसम्बर के पश्चात्‌ सूय लौट आता है, 
ओर अब वह दिन प्रति दिन भारतवधे के सभी स्थानों पर कम 
तिरछेपन से चमकता है, ओर अधिकाधिक गरमी पहुँचाता है। 
२१ मार्च को वह भूमध्यरेखा पर स्थित ध्थानों पर सीधा चमकता है; 
अप्रेल में वह दोपहर के समय लंका में सिर के ऊपर रहता है ; 
मई में मेखूर राज्य में जून में, मध्य भारत में, यहाँ तक कि २१ ज्जून 
को वह कके अयन रेखा पर स्थित स्थानों पर सीधा चमकने लगता 


जलवायु का प्रभाव २६ 


है। इस प्रकार २१ दिसम्बर से २१ जून तक सू् भारतवर्ष को 
दिन प्रति दिन अधिक गरमी पहुँचाता रहता है। 

इस तरह हम कह सकते हैं कि २१ माचे से २९ सितम्बर तक का 
समय भारतवर्ष के लिए व का गरम आधा भाग है, क्योंकि 
इस दिनों में सूर्य शेष आधे भाग की अपेक्षा कम तिरछा चमकता है। 

दूसरी बात यह है। भारतव् के किसी भी भाग में दोपहर 
के समय सूर्य की किरन बहुत ज़ियादा तिरछी नहीं पड़तीं, और 
वर्ष के अधिकांश भाग में उसकी किरने सभी स्थानों पर कम तिरछी 
ही पड़ती हैं। इसका अथ यह हुआ कि भारतवर्ष एक गरम 
देश है; उसका अधिकांश भाग अयन रेखाओं के 
बीच की एथ्वी की पट्टी में आ जाता है। यह देश 
स्काटलेंड देश से बिल्कुल भिन्न हे, ज्ञो अयन रेखाओं से बहुत दूर 
है। वहाँ २१ जून के दिन दोपहर को भो आकाश में सूथ उतनी ही 
उँचाई पर पहुंचता है, जितनी ऊँचाई पर वह २१ मार्च को रावलपिंडी 
में पहुंचता है। उस देश में २१ दिसम्बर को दोपद्दर के समय भी, 
सूर्य क्षितिज से थोड़ा ही ऊँचा रहता है । 

अब देखो कि खूर्य आगरा, लाहोर या देहली में दोपहर के समय 
सिर पर कभी नहीं चमकता, ओर दिसम्बर में वह आकाश में केवल 
आधी ऊँचाई पर ही पहुँच जाता है। हेद्राबाद ( दक्षिण ) में वह 
वर में दो बार ठीक सिर पर आ जाता है, एक तो उस समय जब 
सूथे मई में उत्तर की ओर जाता हुआ मालूम पड़ता है ओर फिर 
दूसरी वार उस समय जब जुलाई में वह दृक्षिण की ओर जाता 
हुआ जान पड़ता हैं। दिखसस्वर में वह उत्तरी भारत की अपेक्षा 
हैदराबाद में कम तिरछेपन से चमकता है। जिचनापली में भी चह 
वर्ष में दो बार सिर के ऊपर आ जाता है ओर वहाँ वद्द हैद्राबाद की 


३० भारत-साप्राज्य और लरूंका 


अपेक्षा कम ओर उत्तरी भारत की अपेक्षा ओर भी कम तिरछाई 
पर चमकता है। क्‍ 
इस प्रकार हम एक दूसरा नियम भी बना सकते हैं। 


भारतवष में जो स्थान जितना अधिक उत्तर में होगा 


उतनी ही कम गरमी उसे मिलेगी। फिर जो स्थान 
जितना अधिक दक्िखन में होगा उसे उतनी ही अधिक गरमी सूर्य 
से मिलेगी, ओर वहाँ के जाड़े उत्तर के स्थानों के जाड़ों की अपेक्षा 
हलके होंगे ओर कम काल तक रहेंगे। जब हम कहते है कि एक 
स्थान दूसरे स्थान से अधिक गरम या ठंडा है, तो हमारा आशय 
यह है कि उस स्थान की हवा दूसरे खान से अधिक गरम या ठंडी 
है। इस प्रकार हम कह खकते हैं कि भारतबष में उत्तर की 
हवा दक्‍क्खिन की हवा की अपेक्षा 5डी होती है, क्योंकि वह ठंडे 
देशों से आती है । 

परन्तु इतना हो पर्यात नहीं है। केवल इतना ही कह देना 
यथेष्ट न होगा कि जेसे जेसे हम देश में उत्तर की ओर बढ़ते जाते हें 
जलवायु ठंडो होती जाती है। वास्तव में यह नियम सभी ध्थानों 
ओर सभी मौसिमों के लिए ठोक नहीं है। उदाहरण के लिए, हम 
यह जानते हैं कि समुद्र से दूर के स्थानों की ज़लवाथु में निकट के 
स्थानों की जलवायु की अपेक्षा गरमी और जाड़े में अधिक अन्तर 
हांता है; वे गरमियों में अधिक गरम ओर जाड़ों में अधिक ठंडे 
होते हैं। इस प्रकार गरमियों में कराँची इलाहाबाद से टंडा रहता 
है, परन्तु जाड़ों में अधिक गरम हो जाता है। जून में छाहोर भी 
मद्राल से अधिक गरम रहता है, यद्यपि लाहोर बहुत उत्तर में हैं ; 
परन्तु दिसम्बर में यह बहुत ठंडा हो जाता है। इस नियम का 
कारण यह है कि “जल ( भर्थाव्‌ समुद्र ) थल की अपेक्षा गरम भी 


जलवायु का प्रभाव ... शेर 


देर में होता है और ठंडा भी देर में होता है!। मई ओर जून में 
अब सूय प्रति दिन आकाश में ऊँचा उठता जाता है और भारतव्ष के 
घरातल को गरम करता रहता है, इलाहाबाद या देहली से कराची 
अधिक ठंडा रहता है ; क्योंकि कराँची की वायु निकट के समुद्र के 
ऊपर चलने के कारण ठंडी होतो हे जब देहलो थल के ऊपर की गरम 
हवा से घिरा रहता हैं। इसी प्रकार मई में मद्रास भी बिलारी से 
अध्रिक ठंडा रहता है। जनवरी में जब सूर्य सारे भारतवर्ष पर तिरछा 
चमकता है, धरती के ऊपर को वायु समुद्र के ऊपर की वायु की 
अपेज्ञा अधिक शीघ्र ठंडी हो जाती है। इसलिए तट के द्थान देश 
के भीतरी स्थानों की अपेक्षा अधिक गरम होते हैं। मद्रास की 
वायु इतनी ठंडो नहीं होती जितनी बिलारी को, और न कराँची की 
वायु उतनी ठंडी होती है जितनी बड़े मेंदान के बहुत भीतर के स्थानों 
की | इस महीने में देहली बम्बई से अधिक ठंडा होता है ; इसका 
पक फारण तो यह है कि देहली अधिक उत्तर में है ओर इसलिए 
वहाँ सूय की किरणें अधिक तिरछोी पड़ती हैं, परन्तु मुख्य कारण 
यह है कि देहली समुद्र के गरम करने के प्रभाव से बहुत दूर है। 
अरब सागर के ऊपर की गरम हवा वहाँ तक पहुंच ही नहीं सकतो | 
फिर हवा भी डस समय समुद्र से नहीं चलती, परन्तु उसकी ओर 
चलती है । 

एक बात ओर भी है जो प्रत्येक मनुष्य जानता है। यदि हम 
किसी पहाड़ पर चढ़ जाये तो वहाँ की वायु ठंडी मालुम होगी। 


जलवायु का नियम है कि जो स्थान जितना उंन्चा 
होगा वह उतना ही ठंडा होगा । हिमालय की चोटी पर, 


यद्यपि घूरज तेज्ञी से चमक रहा हो, तो भी हवा बफ़े तथा तुपार 
को पिघलाने के लिए काफ़ी गरम नहीं दहोती। सन्‌ १६२२ ई० में 


३२ भारत-साप्नराज्य ओर लंका 


पेबेरेस्ट चोटी के आरोहक २७,२३५ फुट की ऊँचाई पर पहुँच 
गये थे। सन १६२७ में वे ओर भी ऊंचे चढ़ गये ये। चहाँ पर 
वायु इतनी ठंडी थी कि उनके हाथ पेरों का रक्त जम गया था। 
नीलगिरि पर लोग थ्रीष्म, में मी रात को अपने घरों में गरमो रखने 
के लिए भैंगीठियाँ जलाते हैं। पहाड़ियों पर ठंड पड़ने के ही कारण 
लोग गरमियों में मेद्रान की गरमी से बचने के लिए ऐसे पहाड़ी 
स्थानों को जाते हैं, जेसे महाबालेश्वर, शिमला, ननीताल, दारजिलिंग, 
उटकमंड आदि। पहाड़ियों के नीचे के ढालों पर जो हवा उतरती 
है, वह ऊपर चढ़ने वाली हवा की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। 
हिमालय पहाड़ की बफ़ से आने वाली हवा बहुत ठंडी होती है । 

लंका भारतवषे के दक्खिन में हे, ओर पृथ्वी की गरम पेटी के 
केन्द्र के अधिक निकट है। इस प्रकार वहाँ पर सूर्य बष के अधिकांश 
भाग में बहुत ऊँचे पर चमकता है ओर अधिक गरमी देता हे । 
परन्तु इस टापू की जलवायु भारतवधे के अनेक स्थानों को तरह 
गरम नहीं है, क्मोंकि उसके चारों ओर समुद्र है ओर समुद्र के ऊपर 
की ठंडी हवा उस पर चलती रहती है। इसके अतिरिक्त, ठापू का 
अधिकांश भाग समुद्र-तल से ६०० फ़ुट से अधिक उंचा है। 

इस प्रकार, जब हम यह जानना चाहते हैं कि भारत-साप्नाज्य 
या लंका के किसी भाग की जलवायु गरम है या ठंडी, तो हम को 


तीन बातें मालुम करनी चाहिए---वह स्थान कितनी 
दर उत्तर में है ? वह सम॒द्र से कितनी दूर हे ? वह 
सम॒द्र के धरातल से कितनी उत्चाई पर है ९ 


जलघायु का प्रभाव ३३ 


प्रश्ष 
१-- जलवायु से क्या आशय है ? भारतवर्ष की जलवायु के विषय में अत्यन्त 
आवश्यक प्रशक्ष कोन कोन से हैं ? 
२--भारतवर्ष ओर ब्रह्मा के सभो स्थानों पर किन मद्दीनों में सूय की किरणों 
तिरछी पड़ती हैं ? मालूम करो कि वर्ष के किस दिम या किन दिनों को दोपहर 
का सूथ तुम्हारे रकूल पर झाकाश में सब से ऊँचा चमकेगा ! क्या तुम्हारा 
स्कूल उच्ण कटिबन्ध में है ? द 
३--दिखम्बर के महीने में सूथ मद्रास की अपेन्ता देहली को कम गरमी क्‍यों 
पहुं चाता है ? 
४-किप्ती स्थान की जलवायु में क्‍या पनन्‍्तर पड़ जाता है, (क) यदि वह 
समुद्र के निकट है ; (ख) यदि वह समुद्र के धरातल से बहुत ऊँचा है ? 
५--टेम्परेचर! । तापक्रम ) किस प्रकार नापा जाता है? छाया के टेम्परेचर 
से क्या झाशय है ? मध्यम टेम्परेचर किसे कहते हैं ? 
६--कलकते में जून का मध्यम टेम्परेचर ८४" ओर दिसम्बर का मध्यम 
डेम्परेचर ६५ है। लाहोर के मध्यम टेम्परेचर के अंक क्रमशः ६५” ओर ५५० हैं। 
समभाओ कि (१) जून में कलकत्ते को अपेक्षा लाहोर क्‍यों अधिक गरम है ९ 
हैं २) दिसम्बर में लाहोर: की अपेक्षा कलकत्ता क्‍यों अधिक 
गरम है ? 
!३) लाहोर के अंकों का अन्तर कलकत्त के अंकों के अन्सर को 
धपेक्षा क्‍यों अधिक है 


७..,0.--३ 


अध्याय ४ 
(्‌! में ९ 
भारतवष में वर्षा 

जलवायु के बिषय में हमारा दूखरा प्रश्न यह था-- भारतवष 
ओर ब्रह्मा के कुछ भाग विशेष मोसिमों में अन्य 
भागों की अपेक्षा अधिक तर क्‍यों हैं ? अब हमें इस 
प्रश्ष का उत्तर देना चाहिए | 

जेसे सूर्य गरमी का भांडार है, उसो प्रकार समुद्र तरी का कोष 
है। बादलों से मेह बरसता है, ओर बादुल उस तरो से बनते हैं 
जिसे सूये समुद्र से लेता है। खंसार के गरम भागों में ठंडे भागों 
की अपेक्षा, सूय अधिक तरी लेता है। यही कारण है कि इंगल्स्तिन 
की अपेक्षा भारतवषे में इतनी अधिक वर्षा होती हे। अब हम 
समभू सकते हैं कि किसी देश की जलवायु चहाँ की हवाओं और 
उनकी गति पर बहुत निभर है। यदि वे समुद्र से किसी देश की 
ओर बादल लाती हैं, तो डस देश में अधिक वर्षा हांगी, उस में नदियाँ 
हींगी ओर वह डपजाऊ भी होगा। परन्तु यदि हवाएं किसी देश 
से बादल उड़ा ले जाती हैं या उसके निकट हां कर निकल जाती हैं, 
तो उस देश में अवश्य ही थोड़ो वर्षा होगी ओर फसलें भी बहुत 
कम पेंदा होंगी। एशिया के नकशे से मालूम होता है कि अरब 
बहुत सूला ओर उज़ाड़ देश है। वहाँ न नदियाँ हैं ओर न भीलें, 
कुर्ण बहुत थोड़े हैं! ओर नगर भी घहुत कमर हैं; परन्तु रेगिस्तान 
बहुत है। कारण यह है कि हेवाएँ अरब में बादल नहीं ले 
ज्ञातीं परन्तु केवल उससे थोड़ी दूर तक ही ले जाता है, जिससे 


भारतवधे में वर्षा ३५ 


उसमें बहुत कम वर्षा होती हे। भारतवर्ष के लिए यह बड़े 
सोमाग्य की बात है कि वह हिन्द महासागर में बड़ी दूर तक 
चला गया है, क्योंकि जो बादल दोनों ओर समुद्र पर बनते हें वे 
उस में आ सकते हैं। इस प्रकार हम यह नियम बना सकते हैं-- 


भारतवष ओर ब्रह्मा में जो वायु समुद्र से चलेगी 
वह अवश्यमेव तर होगी ओर जो धरती से चलेगो 


वह नि सन्देह सूखा होगा। सारा मेह जो भारतवष में 
बरसता हैं वह अपने जन्मस्थान समुद्र से ही आता है । 


मानसून । परन्तु हमको यह न समभ् लेना चाहिए कि 
हवथाएँ इधर उधर अकस्मात ही चला करती हैं। जेसे मनुष्य ने वे 
नियम मालूम कर लिये हैं जिनके द्वारा ढेला धरती पर गिर पड़ता है 
या गेंद हवा में वेग से चली जाती है, उसी प्रकार उसने वे नियम 
भी मालूम कर लिये हैं जिनके अनुसार हवा चलती है, और यह 
भी जान लिया है कि वह अन्य दिशाओं में न चल कर किसी विशेष 
दिशा में क्यों चलती हैं। हम आसानी से समर सकते हैं कि हवा 
केवल देवयोग से ही एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जाती, 
क्योंकि हम जानते हैं कि हवाए वर्ष के कुछ भागों, अर्थात्‌ मोसिमों 
में, एक ही रीति से वराबर चलती रहतो हैं। परन्तु साल भर के 
मोसिम सूर्य की गरमी पर निभर हैं, ओर इसलिए हम अनुमान कर 
सकते हैं कि हवा के परिवत्तंन सूय की गरमी पर निभर हैं। हवा के 
नियमों को समरूना कठिन है, किन्तु हम जानते हैं कि हमारे देश में 
वर्ष की बड़ो हवा गरम मोसिम के ठीक बीच में चलने लगती है । 


इस प्रकार जून में महासागर से हवा बड़े वेग से दौड़ने लगती 
है। इसको दाकखनी-पच्छिमी मानसून, गा गरमी का 


भारत-साम्राज्य और टंका 


3 नननइनवाहूफक>नन५क कनन-ननन-नप+++3+क #+रामानवफ “ कक ०»ममक 33.५. --क्‍नक की +>०+ 3-० अनन--+.+७कक-मम ७ «माफ 


कह 
हि >य-----४०५५ 


 अक 
औ----- 


* 2०८ 


ढ़ 
४०, 5, 
कल 


। मै१० (४ 8 8$ 22 
। फैशरे छैड़ें 2 के जड़े 3 ५.०५ 





६ ->25:22] ) ४४४४०७॥७७ 


।५७ ह४: 


॥ का ३ ०३ है छड़े 2 सा 


'< 
०० 
७४० | या 


। ५०]७ हे ७8 ०१. 





३७ 


भारतवर्ष में वर्षा 





॥ [2 <4 2। 
छड़ ०5 
। 9 है हे 
हलक पाए घे ह्ख्ड 





३८ भारत-साघ्राज्य और लंका 


मानसून कहते हैं, और यह भारतवर्ष, ब्रह्मा और रंफा की 
जलवायु का अत्यन्त विचित्र और अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग है। कदपना 
करो कि हम मई के महीने में, मानसून चलने से पहले, पश्चिमी घाट 
पर खड़े हुए हैं। आकाश निर्मल है, सूथ बड़ी तेजी से चमक रहा है 
ओर मन्द मन्द समीर बह रहा हैे। परन्तु जून में यह द्वृश्य बिलकुल 
बदल जाता है। अब सूर्य नह ' देख पड़ता ; काले बादल थल की ओर 
चलने वाली हवा द्वारा ठेले जाने के कारण आकाश में दोड़े जा रहे हैं; 
बादल गरजता है, बिजली चम्रकतोी हे, और मूसलाधार वर्षा होती है 
जो शीघ्र ही पहाड़ी नदियों को लबालब भर देती है। कभी कभी हवा 
इतने वेग से चलती है कि पेड़ों को जड़ से डखाड़ देती हे। यह 
मोसिमी हवा प्रति वष बड़े वेग से चार महीने चलती हे--जून, 
जुलाई, अगस्त ओर सितम्बर । निधन किसान भी जिन्होंने न कभी 
भूगोंल और न हवा के नियम पढ़े हैं इस बात को भलीभांति जानते 
हैं कि यह हवा प्रति व किन दिनों चला करती है। यह दो 


शाखाओं में बट जाती है। एक अरब खागर को पार 
करके भारतवष के पश्चिमी तट से टकराती है; दूसरी बंगाल की 
खाड़ी को पार कर के आती है, ओर ब्रह्मा फे रम्बे तट तथा गंगा के 
मुहाने से टकराती है । 

पव॑तों का मानसून पर प्रभाव । यह भाप भरी हुई 
हवा जो मेह लाती है चह सारी घरती पर एक परिमाण में नहीं 
गिरता। प्रह्मा ओर भारतवष्े के पर्वेतों का उस पर बड़ा प्रभाव 
पड़ता है, क्योंकि वे हवा के प्रवाह को रोक देते हैं और डसे मोड़ देते 
हैं, जिससे वर्षा कुछ स्थानों पर अधिक ओर कुछ पर कम होती है। 
यह बात बरसात के नक़शे से मालूम हो सकती है, जिससे पता 
लगता है कि कहाँ अधिक वर्षा होती है ओर कहाँ कम। एक 


पा न जज बा गे चिट 
जा आरत वैधे में वर्षा ६ 
ग्रीठञ्न - 5 25 ५ असतवध (9५८5 ऋ का 


नियम हमको अवश्य याद्‌ रखना चाहिए , वह यह है-हवा जितनी 
अधिक गरम होगी उतनी ही अधिक भाष, अर्थात्‌ तरी, उसमें समा 
सकेगी, ओर यदि भाप से ल्बालब हवा ठंडी कर दी जाय तो 
थोड़ी सी भाप आओस या वर्षा के रूप में गिर पड़ेगी। सभी हवा में 
भाष ज़रूर होती है; यह बात अलग है कि हम उसे देख नहीं पाते, 
परन्तु वह है उसमें अवश्य । जब भाष से भरी हुई हवा पहाड़ों से 
टकराती है, तो उनको पार करने में डसे ऊपर उठना पड़ता है। 
ऐसा करने में हवा ठंडी हो जाती है ओर अब वह अपनी भाष को 
नहीं रख सकती। यही भाप दिखाई देने लगती हैं, ओर वर्षा के 
रूप में गिर पड़ती है। यदि भाष से लबालब हवा को एक-दम 
से किसी ऊने पहाड़ कों पार करना पड़े, तो उसकी भाष बहुत 
शीघ्र ठंडी हो ज्ञाती है और वहाँ बड़े जोर की वर्षा होती है। 

अब हमें भारतव्े ओर ब्रह्मा की मुख्य पर्वंत-श्रेणियों को देखना! 
चाहिए, ओर यह मालूम करना चाहिए कि मौसिमी हवा पर उनका 
क्या प्रभाव पड़ता है । 

अरब सागर को शाखा । मोसिमी हवा को यह शाज्ला 
लग्दे पश्चिमी घाट से टकरातो हे, जो तट के किनारे किनारे चले 
गये हैं। इससे क्या होता है ? तर हवा इन पहाड़ों पर उठने के 
लिए. विधश होती है, ओर इसलिए ठंडी हो जाती हे। फल यह 
होता है कि भारी वर्षा होती हे। मोखिमी हवाओं के महीनों में 
इन पवेतों तथा इनके ओर तट के बीच की तंग पट्टी पर खूब बर्षा 
हो जाती है। इस मोसिम में मलाबार में प्रत्येक गड़ा पानी से 
लबालब भर जाता है, ओर हर एक नदी में बाढ़ भा जाती है। 

परन्तु पश्चिमी घाट मोखिमी हवा को बिलकुल ही नहीं रोक 
देते हैं। वह उनके पार चली जाती है। किन्तु, वहाँ पहुँच कर 
उसमें बहुत कम तरी रह जाती है, जिससे भारतवर्ष के उस भाग 


७० भारत-साप्राज्य ओर लंका 


के लिए जो इन पव॒तों के पूर्व में हैं बहुत कम जल रह जाता है। 
यही कारण है कि दक्षिणी भारत के पठार पर इतनी कम वर्षा होती 
है। इस प्रकार हमें मालूम हुआ कि मानसून के मेह भरे बादलों 
को पश्चिमी घाट पकड़ लेते हैं और वर्षा को अखम रूप से बाँट 
देते हें। वे बहुत सा मेह सकरे समुद्रतट के मेदान पर ही बरखा 
देते हैं, ओर केवल थोड़े ही से भाग को दक्षिण के पठार पर जाने 
देते हें। समुद्र-तट का मेदान धान के खेत, नदियों और जल-मार्गों 
से भरा हुआ है ; दक्षिण के पठार में ऐसा नहीं है । द 
अब आगे चल कर नकशे में हम उत्तर की ओर खम्भात की 
साड़ी ओर फराँची के बीच में देखें तो हमको मालूम होता है कि 
यहाँ पर तथ के पास कोई पर्वत नहीं है। इसका फल क्या होता 
है? मांगे में दकावट डालने के लिए फोई पवेत न मिलने के कारण 
मानसून हवा गरम धरती को पार करती हुई चली जाती है। इस 
प्रकार वह गरम हो जाती है, ठंडी नहों ; और इसलिए अपनी तरी 
को नहीं छोड़ती। यही कारण है कि माग में वह बहुत ही थोड़ा 
मेह बरसाता है ; यहाँ तक कि वह हिमालय पर्वत पहुँच जाती है। 
वहाँ वह ऊपर चढ़ने के लिए बाध्य होती है, ठंडी हो जाती है ओर 
बहुत मेह बरसाती है। इसोलिए इस भाग में समुद्र-तट ओर 
सिनन्‍ध की घाटी बहुत सूखी है। कच्छ में लोगों को मीठा पानी 
मिलने में बड़ी कठिनाई पड़ती हे। मानसून के दिनों में मलाबार 
तट पानी से शराबोर रहता है, परन्तु कराँची में हफ़्तों तक एक 
बंद भी मेह नहीं बरसता । ओर भी भीतर चल कर हम बिना धर्षा 
के थर रेगिस्तान में पहुँचते हैं। परन्तु इस भाग में एक पवेत श्रेणी 
है जिसे अराबली की पहाड़ियाँ कहते हैं। इसलिए यहाँ अधिक वर्षा 
होती है। इनकी सब से ऊँची चोटी आबू पहाड़ है, जिस पर भारी 
वर्षा होती है। और भी उत्तर की ओर चल कर किरथर और 


भारतव् में वर्षा ४१ 


सुलेमान पर्वत हैं, जो भारतवर्ष को बलूचिस्तान ओर अफगानिस्तान 
से अलग करते हैं। इन पहाड़ियों के कारण वर्षा नहीं होती, क्योंकि 
ये मानसून फे माग के बाहर हैं; और इसलिए इनके दोनों की धरती 
पर जल नहीं बरसता। सिन्ध की गिनती भारतवषे के अत्यन्त 
सूखे भागों में हे । 

बंगाल का खाड़ा की शाखा | मानखुन की दूसरो 
शाखा बंगाल की खाड़ी के ऊपर द्वोती हुई ब्रह्मा की ओर चलती है। 
यहाँ पर यह तट के समोप श्वित अराकन योमा ओर तनासरिम 
योमा नामक लम्बी पवत-श्रेणियों से टकरातोी हे। इन श्रेणियों 
का प्रभाव बंगाल की क्षाड़ी को शाखा पर उसी प्रकार पड़ता है, 
जिस प्रकार पश्चिमी घाद का असर अरब सागर की शाखा पर। 
इसलिए श्रह्मा के सारे समुद्रतट पर बहुत भारी वर्षा होती हे। 
मानसून इरावदी नदी के डेल्टा को भी ख़ूब तर कर देता है, ओर 
उसकी घाटी में ऊपर की ओर चला जाता है। परन्तु मांडले के 
चारों ओर का भाग सूखा है, क्योंकि यहाँ अराकन योमभा मानसून 
को देश के भोतरी भाग में नहीं पहुँचने देते । ब्रह्मा के सारे शोष भाग 
में, ज्ञो प्ेतों से भरा पड़ा है, बहुत वर्षा होती है। इस मौसिम 
में सब नदियों में खब बाढ़ आती है। अधिक वर्षा से ही यह बात 
मालूम होती है कि ब्रह्मा में इतना चावल क्यों पैदा होता है ओर 
पहाड़ियाँ जंगलों से क्‍यों ढको हुई हें। परन्तु मानखुन सारे ब्रह्मा 
में ही नहीं क्षय हो जाता। दूसरी शाखा गंगा नदी के डेढ्टा ओर 
आसाम की पहाड़ियों से टकराती है। यहाँ प्रति घषे भारी वर्षों 
होती है। इन पहाड़ियों में चेरापूँजी स्थान पर मानसून को एक 
दम से ५, ००० फुट की ऊँचाई पर चढ़ना पड़ता है, और इसलिए 
उसको अपनी तरी छोड़ देनी पड़ती है। इस स्थान पर संसार 
भर में सब से अधिक वर्षा होती हे । 


छर२ भारत-साघ्राज्य ओर लंका 


आगे चल कर' उत्तर में हिमालय पर्वत की तेहरी दीवार है। 
ये पवत पश्चिमों घाट से अधिक उंचे है, इसलिए ये मौसिमी हवाओं 
को उस्र पार नहीं जाने देते। इस प्रकार ये मानसून को भारतवधे 
में ही रखते हे, ओर इसी लिए उनके पीछे के देश तिब्बत में बहुत 
कम वर्षा होती है ओर इतनो कम फसलें पेदा होती हैं। हिमालय 
पंत मानसून को अपने दक्षिणी ढाल पर मोड देते हैं। एक भाग 
ब्रह्मपुत्र नदी को घाटी में चला जाता है, जो श्स प्रकार भारतवष के 
अत्यन्त तर भागों में से एक है। बरसात के मोसिम में ब्रह्मपुत्र में 





बे रा 
09 ४ १०. 
#00 ५/७88७/ ....४:४ह: 


बरसात के मोसिम में ब्ह्मपुत्न नदी के तट पर माल उत्तारने का रूथान | 


बड़े ज्ञोर की बाढ़ आती है। मानसून का दूसरा भाग गंगा नदी 
की चोड़ी घाटी में चला जाता है। यहाँ पर यह द्क्खिनी-पच्छिमी 
हवा नहीं है, परन्तु दक्खिनी-पूर्वों हवा है। चूँकि गंगा नदी का 
मेदान भारतवर्ष का अत्यन्त घना बसा हुआ प्रदेश हे, इसलिए यह 
समभ्नना आवश्यक है कि यहाँ पर वो का विन्यास किस प्रकार 
हे। स्पष्ट है कि मानसून गंगा नदी की घाटी में घुसने पर बहुत 
प्रबल होता है, परन्तु ज्यों ज्यों आगे बढ़ता हे, निबेल होता जाता है। 


भारतवर्ष में वर्षा ७१३ 


इस प्रकार इन मौसिमों में ढाका में जो पूर्यों सिरे पर है, पेशाचर की 
अपेक्षा जो पश्चिमी सिरे पर है, दस गुनी वर्षा होती हँ। उत्तर की 
ओर सी हिमालय के निकट के भागों में दक्षिण के भागों की अपेक्षा 
अधिक वर्षा होती ६ । इससे यह वात भो समझ में आ सकती है 
कि गंगा की अधिकांश सहायक नदियाँ इन्हीं पवेतों से क्यों 
निकलता हैं। 

इस प्रकार हम दखले हें कि पवत मानसून को 
वर्षा को बॉट देते हे, जिस से कुछ भागों में अधिक 


च्‌ हे रत ० ७ भे। कु ७ ३ 
वर्षा होती हे ओर कुछ में कम । मारतवषे की ६० प्रति 
शत वर्षा गरमी के मानसून से ही होती है। इसलिए इस में कोई 
आश्चर्य नहों कि जनसंख्या के $ भाग की फ़सले इसी पर निभंर हैं। 


उत्तरी-पूर्वी या जाड़े का मानसून । अक्तूबर में 
भारतवर्ष में हवाएं प्रायः घूम जातो हैं, और तीन महोने तक बिलकुल 
विपरीत दिशा में चलतो हैं। चँकि ये थल की ओर से चलती है 
इसलिए ये प्राय: सूखी होती हैं। हिमालय को छोड़ कर भारतवर्ष 
में शायद ही कोई स्थान हो जहाँ जनवरी, फ़वरी, मा्चे ओर अप्रेल 
में थोड़ी सी भो वर्षा होती हो। परन्तु अक्तूबर, नवम्बर ओर 
दिसम्बर में यह मानसून भारतवर्ष के दफ्खिन-पूर्व के कोने में 
गोदावरी नदी के मुहाने से पाक जलडमरूमध्य तक अच्छा मेह 
बरसाता है। यह मेह देश में भीतर भी जाता हैं, परन्तु भीतर को 
ओर कम होता चछा जाता है। मद्रास नगर में व के अन्तिम , 
तीन महीनों में वहाँ को तीन-चोथाई वर्षा हो जाती है। भारतवषे 
के इस भाग के लिए यह बड़े सोभाग्य की बात है, क्योंकि दक्षिणी- 
पश्चिमी मानसून से यहाँ बहुत ही फम वर्षा द्वोती है। 


४४ भारत-साध्राज्य भौर लँका 


लंका में जो दोनों ही मानसूनों के मार्ग में है, बहुत मेह बरसता 
है। मई से जनवरी के अन्त तक टापू के किसो न किसी भाग में 
प्रायः प्रति दिन ही वर्षा हो जाती है । 


अब हम यह समझ सकते हैं कि भारतवष और 
ब्रह्मा के कोन से भाग सूखे ओर कोन से तर हें । 


१--भारतव् में मलायार और कोनकन तट, गंगा नदी का 
डेल्टा, आसाम और सुरमा की घाटियाँ, ओर ब्रह्मा में लम्बा तटीय 
मेदान तथा इरावदी नदी का डेटा बहुत भारी वर्षा के प्रान्त हैं । 

२--देहलो तक गंगा की घाटी, भारतव्धे का पूर्वो समुद्रतट, 
ओर ब्रह्मा के उत्तरी व पूर्वी पहाड़ी भागों में अच्छी वर्षा हो जाती है । 

३--दक्षिण ओर मध्य भारत का पठार सूखे हैं। यहाँ यदि 
वर्षा की कभी हो जाय, तों अकाल पड़ने का डर रहता है। त्रह्मा 
में मांडले के दक्खिन का भाग भी सूखा है| 

४--भारतव्षे में अरावली पहाड़ियों के पच्छिम के भाग 
बलूचिस्तान ओर सिंध समेत बहुत सूखे हैं ओर कुछ भाग तो 
बिलकुल ही उजाड़ ओर रेगिस्तान है। यहाँ बिना सिंचाई फे कोई 
भी फ़लल नहीं उग सकती | 

भारतवष जेंसे गरम देश में, जहाँ के अधिकांश मनुष्य अपना 
जीवननिवांह खेतीबारी से ही करते हैं, वर्षा पर सब कुछ निर्भर 
है। जब हम भारतवर्ष का नक़शा यह जानने के लिए देखते हैं कि 
मनुष्य ने उसको अपने लिए कंसा निवास-स्थान बनाया है, तो 
पहला प्रक्ष हम यह पूछते हैं---प्रति वर्ष किन भागों में सब से अधिक 
वर्षा होती है ओर कहाँ सब से अच्छो तरह सिंचाई हो सकती है ? 
भारतवर्ष का सब से अधिक उपयोगी नफ़शा थर्षा का नकशा है । 


भारतचषे में वर्षा ४५ 


भारतवासियों पर जलवायु का क्या प्रभाव पड़ता 
है 0 यदि हम पृष्ठ १६ पर देखें तो मात्यम होगा कि हमें एक 
आवश्यक प्रश्ष का उत्तर देना अभी शेष है--भारतवर्ष और ब्रह्मा के 
भिन्न भिन्न भागों की जलवायु का उनके निवासियों पर क्या प्रभाव 
पड़ता है, अथांत्‌ गरमी और तरी से वहाँ के निवासियों पर ओर 
उनके जीवन पर क्या असर पड़ता है ! 

पृथ्वी की गरम पेटी में होने के कारण भारतवधे गरम देश हे, 
इसलिए यहाँ के निवासियों का जीवन ठंडी जलवायु के रहने वालों के 
जीवन की अपेक्षा पृथक है। भारतवासी थोड़े ओर पतले कपड़े पहनते 
है, उनके मकान भी ओर ही प्रकार के बनाये जाते हैं, गर्मी को दूर 
रखने के लिए न कि सर्दो कोी। यह भी कहा जाता है कि डचष्ण 
कटिबन्ध के देशों की गरमी से मनुष्य के मस्तिष्क पर भी प्रभाव 
पड़ता है--गरमी के कारण वे अधिक ओर नियमित रुप से कार्य ह 
नहीं कर सकते। उनको ज्वर भी बहुत सताता हैे। गरम देश के 
निवासियों का भोजन भी भिन्न प्रकार का होता है, क्योंकि वे बहुत 
से ऐसे पोधे पेदा कर सकते हैं जो ठंड देशों में नहीं पाये ज्ञाते | 
इस प्रकार भारतवर्ष ओर ब्रह्मा में चावल, जो बाजरा, खजूर, तेलहन, 
गन्ना, चाय, क़हवा आदि बड़ी खुगमता से पेदा हो सकते हें जो टंडें 
बैशों में या तो बिलकुल ही नहीं या बहुत कठिनाई से पेंदा दो सकते 
हैं। टंडे देशों में अत्यन्त उपयोगी पेड़ बाँस ओर नारियल बिलकुल 
नहीं पैदा हो सकते। पशु भी भिन्न होते हें। चीते, हाथी, जंगली 
मेंसे, बन्द्र, तोते, मगर और साँप 'मारतथ७ में पाये ज्ञाते हैं, जो 
शीतोष्ण फटिबन्ध में जंगली दशा में मिलते ही नहीं । 


७६ भारत-साप्राज्य और लैका 


वर्षों की उपयोगिता 


परन्तु भारतवर्ष, ब्रह्मा या लंका जेसे गरम देश में, जहाँ सूर्य की 
गरमी प्रत्येक वरुतु को बहुत शीघ्र सुखा देती हे, तरी से सब से बड़ा 
अन्तर पड़ जाता है। हम नियम सा बना सकते हैं कि---जहाँ वर्षा 
सबसे अधिक होतो है वहाँ फसले सब से अधिऋ पेंदा होती हैं ओर 
वहीं पर आबादी भी सबसे घनी होती हे । परन्तु यह नियम देश के 
उन भागों के लिए लागू नहीं है जहाँ पर्वत बहुत हैं। ऐसे प्रान्तों में 
धरती को जोतना कठिन है ओर फ़सलें नहीं पंदा की जा सकतीं, 
जिससे वहाँ बहुत ही थांड़े गाँव तथा नगर होते हैं चाहे वर्षा कितनी 
ही भारी क्‍यों न होती हो । परन्तु मेदानों में यह नियम अवश्य लागू 
है। यही कारण है कि गंगा का मंदान बराबर देहली तक इतना 
उपजाऊ है ओर इतना घना बसा हुआ है, पबच्छिमी समुद्र-तट के मेंदान 
पर इतने अधिक मनुष्य रहते है, ओर ब्रह्मा के चौरल नीचे भागों की 
जनसंख्या इतनो शीघ्रता से बढ़ रही है। परन्तु जहाँ वर्षा बहुत 
कम हांती है ओर नदियाँ बहुत थोड़ी हैं, वहाँ फ़सले भी बहुत कम 
पेदा हो सकती हैं ओर जनरूख्या भी बहुत थोड़ी होती हैं। थर 
रेगिस्तान, ओर बल्यूचिस्तान तथा सिन्ध के अधिकतर भागों में जहाँ 
वर्षा को कमी हैं, केवल थाड़े से बिना घरवार के गड़रिये रहते हैं। 
पहाड़ों पर पेड़ों को पेदावार में बड़ा अन्तर पड़ जाता है। जहाँ 
वर्षा अधिक हाती है, जले पश्चिमी घाट पर, हिमालय के दक्खिनी 
ढाल पर ओर ब्रह्मा के पव॑तों पर, वहाँ घने अ'र विस्तीणे जंगल 
पाये जाते हैं। परन्तु सुलेमान और हिमालय के दूसरी आर के 
पवेतों पर जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, पहाड़ के ढाल बिना 
घासपात के ओर चटियल होते हैं, केंचल दुर दूर पर कुछ भाड़ियाँ 
देख पड़ती हैं । 


भारतवष में वर्षा 





। (2९% 48॥28 ३७ [[4%० &€ है/92] 276 +|20 23 ४४] [६ ५४७६ ४४2-- 


६६ 


६९ 





47 07 5 
क्रम 





0 


8 20४४ ५:७|॥४ ४ |0/+६ ७&:६) 


। $ ॥२2४ 2४ ४205 ५६ 4॥:9४७४४॥६ 


2005 3 |259 338 £2) ॥02). ४७४ 
23%5 29] ५४| & ॥720 8002] | हैक: ४ेडे 








ककया अब नह नल “पिन ननाल ग पर ला न न ! 





ध्द 


#ट 


8 


६ 


/ /£ / ८८ 
५००५६ 
22252 


[88578 


०%& - 
०29९७-- ००७७ 
००७८ -- २९ 8 











8८ भारत-साथध्राज्य ओर लंका 


परन्तु मेह धरातल को खींचने के अतिरिक्त धरती में भी सोख 
जाता है, ओर कभी कभी बहुत गहराई पर पहुँच जाता है। यहाँ 
पहुँच कर चिकनी मिट्टी ओर चट्टान के घरातलों पर जहाँ कहीं उसे 
रास्ता मिलता है घूमता फिरता है। किन्हीं किन्‍्हीं प्यथानों पर वह 
सोतों की शकल में घरातल पर फिर आ जाता है। परव्व॑ंतों से 
निकलने वाली अनेक नदियों में सोतों द्वारा ही पानो आता हे। 
जहाँ वर्षा अधिक होती है, जेसे गंगा नदी की घाटो में या मालबार . 
के तट पर, वहाँ घरातल के निकट ही बहुत सा पानी मिल जाता है। 
परन्तु दक्षिण का पठार, राजपूताना ओर बल्नूचिस्तान में, जहाँ वर्षा 
कम होती है ओर घरती भी चटियल है, बहुत कम कुए हैं ओर थे भी 
गहराई तक गलाये जाते हैं । 

परन्तु धरती को उपजाऊ बनाने के अतिरिक्त मेह ओर भी काम 
करता है। वह घरती के घरातल को घिस डालता है, कुछ थो कर 
ओर कुछ घोल कर । इस प्रकार धीरे धीरे वह देश के घरावल को 
अधिक चौरस ओर पएकसा कर देता है। जहाँ वर्षा हलकी होती 
हे, यह काम बहुत धीरे धीरे होता रहता है। परन्तु आखाम के 
चेरापूजी जेसे स्थान पर जहाँ वर्षो बहुत अधिक होती है, पहाड़ियों 
के बड़े बड़े टुकड़े टूट टूट कर गिर पड़ते हैं। हाँ, अवश्य मिट्टी के 
भेद का भी बहुत अन्तर पड़ जाता हे। चट्टानों पर मेह का असर 
बहुत कम होता है, परन्तु जहाँ मिट्टी मुलायम होती है वह अपना 
काये बड़े वेग से करता है। हमको यद्द भी स्मरण रखना चाहिए 
कि यह काम हज़ारों वर्षों से होता आया है। अन्य देशों की तरह 
भारतवर्ष में भी जहाँ कहों हमको ढालू पहाड़ियाँ और ऊँची नीची 
भूमि दिखाई पड़े, हम फल निकाल सकते हैं कि या तो वहाँ बहुत 
कम वर्षा द्वोती है, या वहाँ का घरातल कड़ी चट्टानों का बना 
हुआ है। परन्तु यदि वहाँ मैदान ओर घाटियाँ हों या पहाड़ियाँ 


भारतवर्ष में वर्षा ४६ 


चिकनी ओर गोल हों, तो हम कह सकते हैं कि यह काय अवश्य 
वर्षा का होगा | 

किसी देश की वर्षा की उपयोगिता एक्र ओर प्रकार से भी है, 
उसका पानी उस पर बहने वाली नदियों को भर देता है। 


नदियों का काम । एथ्वी को मनुष्य का उपयुक्त घर 
बनाने में नदियाँ बहुत काम करती हैं। ज़रा सोचो तो सद्दी [क बिना 
नदियों के भारतवर्ष कहाँ तक मनुष्य के रहने योग्य होगा । नदियों 
तीन काम करती हैं, जिससे किसी देश का धरातल बदल जाता है। 
थे अपने पेटों और किनारों को तोड़ डाटती हैं ; थे रेत, मिट्टी और 
कंकड़ों को बहा ले जाती हैं , जो कुछ वे वहा ले जाती हैं, उसे या तो 
अपने किनारों पर या मुहानों पर छोड़ देतो हैं ओर फैला देती हैं। 
यदि कोई नदी बहुत तेज़ बहती हो, जसे किसी पहाड़ के सपाट 
ढाल पर, तो घह अपना काम बड़े वेग से करती है। पानी का 
बल मिट्टी, कंकड़ ओर पत्थरों तक को छिन्ष भिन्न कर डालता है। 
पत्थर ओर कंकड़ भारी होने के कारण पहाड़ की तलेटी में इकट्ठे 
हो जाते हैं, जहाँ घाया का वेग कम हो जाता है। केवल मिद्दी 
जो हलकी होती है आगे बढ़ती है। नदी अपना काय जिठनी श॒ंघता 
से करती है उतना ही अधिक परिमाण में करती है, अर्थात्‌ अधिक 
कार्य तब होता है जब उस में बाढ़ आती है। यदि भारतवष 
की सारी वर्षा प्रति दिन धीरे घीरे दशा साल भर दक हलकी 
बोछारों के रूप में हो, तो नदियाँ कदापि उतना पानी समुद्र में बहा 
कर न ले जाये; क्योंकि ऐसो दशा में मिट्टी अधिक पानी को 
सोस्त लेगो ओर नदियों में पानी थोडा पहुंचेगा, जिस से उनका 
काम सी बहुत कप्त होगा | 

भारतवर्ष में पूरे साल भर की वर्षा दो या तीन महीनों में ही 
दो जाती है, ओर कुछ स्थनों पर यह बहुत अधिक होती है। 


७..0,.--4 


५५० भारत-साप्राज्य ओर लंका 


इसलिए थोड़े ही काल में नाले ओर सहायक नदियाँ बड़ी नदियों में 
बहुत स्रा पानी ले ज्ञाती हैं, और उन में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ 
के ही दिनों में नदियाँ सब से अधिक्र काम करती हैं। भारत की 
किसी बड़ी नदी को बाढ़ के समय देखने से आश्चये होगा कि वह 
कितना काम करती है। जब बाढ़ वाली नदी चौरस मेंदान में 
आती है तो वह धीरे धीरे बहने लगती है, और अपनी सारी मिद्दी 
तथा कीचड़ अपने पेटे पर छोड़ देती है। इस प्रकार उसका पेटा' 
धीरे घीरे उँचा हो जाता है, यहाँ तक कि वह कभी कभी अपने 
दोनों आर की घाटी से ऊँचा हो जाता है। फिर जब दूसरी बाढ़ 
आती है, तो नदी अपने किनारा को तोड़ डालती है ओर चौरस 
मेंदान पर बड़ी बड़ी दूर तक अपना पानी फेला देती है। इस प्रकार 
प्रति वष नदा अपने मागे को बदलती रहती है, यहां तक कि वह बारी 
बारी से मेंदान के प्रत्येक भाग में हो आती हैं, उसका ऊँचा कर 
देती है और चोरस भी कर देती है। गंगा, ब्रह्मपत्र, सिंघ और 
इरावदी के मंदानों में हम बड़े परिमाण में यह काम होता हुआ देख 
सकते है । हज़ारों वर्षा में इन नदियों ने देश के जिन भागों में वे 
बहती है उन्तकों बिलकुल चोरस और एकसा वना दिया हे। इसी 
प्रकार दक्षिण की नदियों ने भो पठार में घाटियाँ काट दी हैं। ये 
घाटियाँ पठार के अत्यन्त उपज्ञाऊ भाग हैं । 

टेल्टा । जब बड़ी नदी अपनी यात्रा के अन्त के निकट पहुँच 
जाती है, ता उसकी धारा का वेग बहुत निबेल हो जाता है, क्योंकि 
यहाँ घरती चोरख होती हैं। इसलिए, चेंकि उसमें मिट्टी ले जाने के 
लिए बल नहीं रहता, वह उसे छोड़ देती है। प्रति वर्ष नई 
मिद्टो आती रहतो हैं, यहाँ तक कि वह नदी के धरातल से 
ऊंचो हो जाती हैं और डस पर पेड़ पोधे डगसे लगते हैं। ये 
मिट्टी के बड़े बड़े टीले नदी के मुख्य पेटे को अटा देते हैं, ओर, फिर 


भारतवष में वर्षा (५१ 


उसका पानी दोनों ओर नीची भूमि पर अलग अलग मुद्दानों द्वारा 
फेल ज्ञाता है। ये मुहाने भो उसी प्रकार अट जाते हैं। वे भो 
उसी तरह छोटी नदियों में बंट जाते हैं, यहाँ तक कि सारा प्रान्त 
म्िद्टी का एक विशाल मेदान बन जाता है ज्ञिस पर गदले पानी की 
छोटी छोटी नदियाँ इधर उधर बहने लगती हैं। ये पृथक की हुई 
नदियाँ मुख्य नदी से अधिकाधिक दूरी पर होती जाती हैं, यहाँ तक 
कि उनका आकार खुले हुण पंखे या ताड़ के पत्ते का सा हो जाता 
है। पंखे के आकार की इस भूमि को 'डेढ्टा' कहते हैं। डेल्टा 
ग्रीक भाषा के एक तिकोने अक्षर « का नाम है। डेंल्टाओों की मिट्टी 
उपज्ञाऊ होने का एक कारण यह है कि वह मिश्रित होती है , 
यदि ढाका, कटक, तंज़ोर या किसी ओर डेंढ्टा पर से मुट्ठी भर मिट्टी 
उठा लें तो हम को मालूम होगा कि उसके कण संकड़ों प्रकार की 
चट्टानों से टूट कर बने है और खेकड़ों नदियों ने ही उनको दूरवक्तों 
पहाड़ियों से काटा है। इस प्रकार की मिश्रित मिट्टी पक ही किस्म 
की चट्टान से बनी हुई मिद्दी की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है । 
समुद्र से भी डेल्टाओं के बनने में सहायता मिलती है, क्योंकि उसकी 
लहर भिन्न भिन्न मुहानों द्वारा ऊपर की ओर बह आती हैं, नदी की 
धारा के वेग को रोक देती हैं और इस प्रकार उसे अपनी मिट्टी छोड़ देनी 
पड़ती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र ओर मेघना तीनों नदियाँ बरसात के चार 
महीने जून, जुलाई, अगस्त और सितम्बर में अपने डेब्टा तथा समुद्र- 
तट पर इतनी मिट्टी ला कर जमा कर देती है, जितनी बंगाल के लाखों 
मनुष्य साल भर में वहाँ ढठा कर छे जा सकेंगे। फिर, यह काम 
हज़ारों वर्षों से हो रहा है। हिमालय ओर दक्षिण के पठार के 
बीच की सारी भूमि नदियों के पानी ने हो बनाई है। इसी 
कक भारतवषे के दूयीं। तट कि अत्यन्त उपजाऊ भाग मरी चार बड़े 
डट्ट है | 


७५२ भारत-साघप्राज्य और लंका 


समुद्र तक भारतवष की अधिकांश नदियों में तीन 
खंड हैं :-- 

१--पहाड़ी खंड। पहाड़ों में नदी प्रायः बड़े बेग से बहतो है, 
क्योंकि ढाल बहुत सपाट होता है ओर पानी में बड़ा बल होता है । 
वह प्राय: ठोस चट्टानों में से अपने लिए नया राष्ता काट लेतो है, 
ओर कंकड़-पत्यर बहा ले जाती है। मनुष्य इस बड़े बल से वे कले 
चला सकता है जिनसे बिजली पंदा होती है । 

२--मेंदानी खंड । दूसरा खंड वहाँ से आरम्म होता है, जहाँ 
नदी पहाड़ों को छोड़ देती है भोर मेदानों में उतरती है। यहाँ ढाल 
कम होता है, ओर धारा का वेग भी बहुत कम होता है। यहाँ पान 
खेतों को सींचने के लिए, गाँवों ओर नगरों में पीने के लिए ओर नावों 
तथा छोटे जहाज़ों के जल-मार्गों के काम आता है। 

३--डेब्टा-खंड का वर्णन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ नदी 
खेतों के लिए सदा नई धरतो बनाती रहतो है । 


समद्र का हिलना 


वर्षा ओर नदियों के अतिरिक्त ओर भी कई शक्तियाँ हैं जो धरती 
के आकार को बदलने में सहायक है। समंद्र को लहर , धाराए 


ओर ज्वारभाटा रात दिन काम करते रहते हैं। 
वे तटों पर दही काम करते हैं जो नदियाँ थल पर करती हैं। समुद्र 
का पानी चट्ट:नों ओर करारों को तोड़ा करता है, और लहरें टूटे हुए 
टुकड़ों को कंकड़ ओर कंकड़ों को पीस कर रेत बना डालती हैं। 
प्रबल आँधियों में लददरों का बल बड़ा भयंकर होता है। मद्रास 
बन्द्र की पत्थर को चोड़ी दीवार दो बार ऐसी आंधियों में चर घर 
हो चुकी हैं। उन महीनों में जिनमें गरमो का मानसून चलता है 


भारतवषधे में वर्षा ५९३ 


भारतवषे, ब्रह्मा ओर लंका के तटों के किनारों पर समुद्र को एक 
धारा बहती है ज्ञो भपने साथ रेत ले जाती है। पच्छिमो तट पर 
यह रेत बन्द्रों में घुस जाता है या नदियों के मुहानों पर दीवार बना 
देता हे। यहां कारण है कि खम्मभात की खाड़ी, कच्छ का रन और 
सिन्धु के मुहाने छिछले ह।ते जाते हैं। पूत्रों तट पर भी यही बात 
हो रहो है, ओर इसी लिए यहाँ पर समुद्र धरती से बड़ी दूर तक 





सिन्ध नदी के ढेल्टा के तट का भाग जिसे लहरों ने तोड़ दिया है । 


बहुत छिछला है। मद्रास के लड़के ऐसी घरती पर फ्‌टबोल खेलते 
हैं, जिस पर कुछ ही वर्ष पहले समुद्र बहता था। इस तट पर कहीं 
कहीं बड़े जहाज़ों को घरती से १० मील दूर लंगर डालना पड़ता है। 
इस बात का बड़ा भय था कि इस रेत से पूरित धारा द्वारा मद्रास का 
बन्दर कहीं भर न जाय, परन्तु धारा के प्रधाह से बचने के लिए 
हाल में उसका मागे उत्तर की ओर कर दिया गया है। समुद्र के 


५७ भारत-साप्राज्य और लंका 


किनारे लकड़ी का टुकड़ा डाल कर उसका बहाव देखने से यह 
जाना जा सकता है कि उस घारा का वेग कितना है ओर उसकी 
दिशा किस ओर है। समुद्र की धाराओं को पहले अध्ययन किये 
बिना कोई इंजिनियर बन्दर नहीं बनाता । यदि वह ऐसा न करे तो 
सम्भावना यह हे कि उसका बन्दर ऐसे ध्यान पर बन जाय जहां 
समुद्र की लहरें चली आचे और उसको रेत से भर दं। इस से वह 
थोड़े ही वर्षों में बहुत छिछला हो जाने से बड़े जहाज़ों के चलने के 
लिए बेकार हो जायगा । भारतवषे के पुराने बन्दरगाह अब समुद्र 
से मीलों दूर हैं ओर जहाज़ों के लिए बिलकुल बेकार हैं। परन्तु 
हमारे तटों के चारों ओर के छिछले पानी ओर धाराओं से एक लाभ 
भी है। वे मछलियों के रहने के लिए बड़े उत्तम स्थान हैं, ओर यही 
कारण है कि भारतवष, ब्रह्मा और लंका के तटों पर मछुभों के इतने 
गाँव हें। जो मछलियाँ हमारे खाने के काम आती हैं समुद्र के गहरे 
भागों में नहीं रहती । 
ज्वार्भाटा एक ओर काम करता है, जो मनुष्य के लिए 
उपयोगी है। सूर्य और चन्द्रमा के आकषण से पानो की एक ऊंची 
रूहर जिसे ज्वार कहते हैं उठतो है, ओर पृथ्वी के महासागरों में दिन 
में दो बार चक्कर लगाती है। खुले हुए महासागर में दूर पर यह 
ज्वार छिछला होता है, परन्तु जब वह तट के निकट के छिछले 
स्थानों में आता है, और विशेषकर ज्ञब वह तंग कटानों में घुसता है, 
तो पानी का उतार-चढ़ाव बहुत ज़ियादा होता हे। इस प्रकार 
हुगली नदी में, खम्भात की खाड़ी में ओर रंगून में ऊँचे उ्वार आते हैं ; 
परन्तु मद्दास,, कालीकट और कोलम्बों में जहाँ तट खुला हुआ है, 
ज्वार बहुत ही कम आता है । 
यह बड़ो सुगमता से समर में आ सकता हे कि कलकत्ता ओर 
रंगून के बन्द्रों में ज्वारसमाटा के इस देनिक उतार-चढ़ाव से उनको 


भारतवष में वर्षा ण्ण 


समुद्री व्यापार में कितनी सहायता मिलती है। बिना ज्वार के जो 
जहाज़ ११ फूट नीले पानी में डूबा रहता है हुगली नदी में नहीं आ 
सकता ; परन्तु दिन में दो बार समुद्र का ज्वार पानी को इतना 
गहरा कर देता है कि बड़े बड़े जहाज़ कलकत्ते तक पहुँच सकते हैं 
और वहाँ से माल से ख़ब लद॒ कर वापिस आ सकते हैं। रंगून में 
भी यही बात होती हें । 





वायु द्वारा बने हुए रेत के टीले । 


हवा भी काम करतो है । वायु पानी का भाई है। वायु 
ही के बल से पानी की प्रत्येक बंद समुद्र से घरती तक आतो हैं। 
मानसून हवा एक बड़े इंजन की तरह है। हवा ही लहरों में बल 
पहुँचाती है। नाथों ओर जहाज़ों को पालों द्वारा खेने के लिए 
मनुष्य हवा को ही काम में लाता है। परन्तु हवा थल के धरातल 
में भी परिवतेन कर देती है। वह चट्टान, रेत और मिट्टी के छोटे 


8 भारत-सापघ्राज्य ओर लंका 


छोटे कणों को इधर उधर ले जातो है ओर फेला देती है। थर 
रेगिस्तान में रेत का धरातल चौरस नहीं हे, क्‍योंकि हवा ने उसे 
टीलों के रूप में इकट्ठा कर दिया है। भारतवर्ष ओर लंका के तटों 
के बहुत से भागों में हवा रेत को उड़ा कर ढेर कर देती हे; कुछ 
स्थानों में यह रेत खेतों को ढक देता है, ओर उनको कम उपजाऊ 
बना देता है। मलाबार तट पर हवा के बनाये हुए इन बाँधों ने 
नदियों के मुद्दानों को अटा दिया है ओर लम्बे 'लगून' बना दिये हैं, 
जो तट पर मोलों तक चले गये हैं। 


अब हमने यह देख लिया कि प्राकृतिक बनावट 
ओर जलवायु ने भारतवष के लिए क्या किया है 
ओर वे क्या कर रहे हें-पहाड़, मेदान, नदियाँ 
ओर समद्रतट ने क्‍या किया है ; गरमी, वर्षा और 
वायु क्या करती हैं ; ओर किस प्रकार ये बातें अन्य 
देश ओर अन्य जलवायु के निवासियों के जीवन की 
अपेक्षा भारतवष, ब्रह्मा ओर लंका के निवासियों के 
जीवन को भिन्न कर देती हैं । 

ण़्श्न 

१--मेह क्या है ? इसका वास्तविक जन्मस्थान कहाँ है ? घरती पर गिर कर 
इसका क्या होता है ? वर्षा कैसे नापी जाती है। रेन गेज! का वर्णान करो. झोर 
डसकी शकल ख्ोंचो । अपने नगर या गाँव की वार्षिक बरसात मालूम करो । 


२--जब पढ़ाड़ों के मुकाबले में बहुत तर दवा चलती दे तो उन पर भारी वर्षा 
क्यों होती है ? 


भारतवष में वर्षा ५७ 


३--प्िन्ध नदी के घाटी की निचले भाग में इतनी कम वर्षा क्यों होती है 
झोर गंगा की घाटो के निचले भाग में इतनी अधिक क्यों होती है ? 

४-बर्ष के अन्तिम दो महोनों में ओर आरम्भ के दो महीनों में उत्तरी 
भारत में इतनो कम वर्षा क्‍यों हांती हे ? 

५-कारण सहित बतलाओ कि निम्नलिखित स्थानों में (१) अधिक वर्षा, 
अथवा (२) साधारण वर्षा, अथवा (३) न्‍्यून वर्षा होती है :-- 

ढाका, लाहोर, मांडले, क़न्चार, मंगलोर, जअलारी, रगुन, कोलम्ब्रो 

६--दक्षिण के पठार पर वर्ष में करीत्र ३० इंच घर्षा होती है। यदि यह साल 
के दिनों में बराबर बाँट दी जाय तो प्रति २४ घंटे में कितनी वर्षा होगी ? क्‍या 
इस प्रकार बेटा हुआ मेह (१) ताल भरने के लिए, (२) धान उगाने के लिए, 
(३) कुओं को भरा रखने के लिए, (४) घास उगाने के लिए काफ़ी होगा ! 

७--“भारतवष का सबसे अधिक उपयोगी नक़शा बरसात का नक़शा है” । 
हससे क्या आशय समभते हो ? 

८-क्या भारतवर्ष ओर ब्रह्मा के अधिक वर्षा वाले सभी भाग घने बसे 
हुए हैं ! 

६--डंल्टाओं की भूमि क्यों (१। उपजाऊ होती है, (१) छगमतापूवंक जोती 
थोई जा सकती है? डेल्टा का एक कल्पित या वाघ्तविक नकृशा खोंचो, झोर 
उसमें यह दिलवाओ कि प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों रीतियों से पानो किस प्रकार 
फेलाया जाता है। 

१०--धरती के धरातल को बदलने में (१) नदियाँ, (२) समुद्र को लहरें, ३' 
हवाएंँ क्‍या क्या काम करतो हैं ? ' 


वध्याय ४ 
मनुष्य ने क्‍या किया है । 


अब देखना हे कि मनुष्य ने अपने लिए क्‍या काम किया है। 
यह ठीक है कि मनुष्य किसी देश की प्राकृतिक बनावट या जलवायु 
को नहीं बदल सकता, परन्तु अवश्यमेव पहाड़ियों, घाटियों, नदियों, 
और समुद्र-तट, मिट्टी, गरमी ओर वर्षा को अपने काम में छा सकता 
है। उसने निश्नलिखित रीतियों के देश की आकृति को बदल 

दिया हे न 
उसने, १--ऐसे पोधों को पेंदा किया है, जिनसे उसे अपने 
लिए भोजन व वस्त्र ओर अपने पालतू पशुओं के लिए भोजन 

मिल सके ; 
२-अपने निवास ओर रक्षा के लिए घर, गाँव, ओर नगर 


बनाये हैं; ओर, 


-सड़क, नहर' रेलें ओर बन्द्र बनाये हें | 


मी 


१-फसले |. प्राचान काल में भारतव् का बहुत सा भाग 
जंगलों के ढका हुआ था, परन्तु खेतों के लिए स्थान करने के लिए 
ये धीरे घोरे काट डाले गये। मनुष्य ने मालूम कर लिया हे कि 
प्रत्येक प्रकार के पोधे के लिए किस प्रकार फी मिट्टी ओर जलवायु 
उपयुक्त है। भारतवर्ष के निवासियों के मुख्य अश्न ज्वार, बाजरा, 
रागी, मक्का, चना व दाल हैं। ये वर्षा की अधिक सहायता के बिना 
ही पेंदा किये जा सकते हैं, ओर इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 
भारतवर्ष, ब्रह्मा ओर लंका में उन सभी छ्थानों में जहाँ चावल नहीं 
पैदा किया जा सकता, ये अन्न पेदा होते हैं । 


मनुष्य ने क्या किया हे ५६ 


चावल | धान के पोधे के लिए ग़रमी की आवश्यकता है, 
और बह केवल ऐसे ही खेतों में पेदा किया जा सकता है. जिनमें खुब 
पानो भरा जा सके। हम जानते हें कि भारतव५ में धान की सब 
से बड़ी फ़सलें उन छ्थानों में पेदा होती हैं जहाँ नदियों की घाटियों 


"०० बराक मक यूज ै 









> 


जि बाजरा, चना, सटर आदि (....... 


चाबल ॥॥] 





ओर डेब्टाओं में खूब पानी हो, या जहाँ मानसून की वर्षा से तालाब 
भरे ज्ञा सके। 

गेह ठंडी और सूछ्ली जलवायु को पसंद करता है, नम 
- हवा उसे नष्ट कर देती है। इस प्रकार भारतवष में यह जाड़े की 
फ़सल है, ओर यहाँ पेदा होता है जहाँ हवा सूखी होती हे, अर्थात्‌ 


६७ भारत-साप्राज्य और लंका 


सिंध और गंगा के ऊपरी भागों में। जो और जई भी जाड़े की 
फसलें हैं । क्‍ 

गनल्ला बहुत उपजाऊ धरतों में पेंदा होता है, जिसमें बहुत॑ 
सी तरो हो। यह उन्हीं स्थानों में भली भाँति पेदा हो जाता है, 
जहाँ चावल पेदा हो सकता है ; परन्तु, धान के विपरीत, यदि पानी 
गरते की जड़ों तक पहुँच जाय तो वह नष्ट हो जाता है। भारतवर्ष 
में अन्य सब देशों से अधिक गज्ना पैदा होता है। 








धान के पौधे लगाना । 
इन फसलों के अतिरिक्त जिनसे ब्ाने को अन्न मिलता है, मनुष्य 
ने ऐसे पोधें भो उगाना सीख लिया है, ज्ञिनसे उत्तेजक पेय पदार्थ 
तयार किये जाते हैं । 
चाय एक भाड़ो की सूखी पत्ती होती है, जो उन पहाड़ी ढालों 
पर भलो भाँति पेदा होती है, जहाँ गरमी ओर तरी काफ़ी हैं ओर जहाँ 
पानी आ कर सुगमतापू्वंक बह जाता है। सब से भच्छो फसलें 


मनुष्य ने क्या किया है ६१ 


वहाँ पदा होती हैं जहाँ नई नई कोपलों के निकलने के लिप, जिनसे 
चाय बनती है, बहुधा वर्षा होती रहती हो। भारतव्े और लंका 
में भारो त्रषा वाली पहाड़ियों के ढालों पर चाय अधिक परिमाण में 
पेदा होती है । 











् 
अफोस 





क्रहवा एक फाड़ी का सूखा हुआ फल है, जो तर गरम जलवायु 
की पहाड़ियों पर पैदा होती है। भारतवषे में यह दक्षिण भारत के 


निचले ढालों पर बोया जाता है। 
फोको के पेड़ की फल्यों के दानों को खुखा कर फूटने से जो 


खूरा बनता दै उसे कोको कहते हैं। पानो के साथ मिला कर 


२ भारत-साप्राज्य ओर लंका 


0 


यह चाय की तरह पोया जाता है, ओर इसकी एक प्रकार की मिठाई 
बनती है जिसे “चोॉकोलेट' कहते हैं। भारतव५ की जलवायु कोकों के 
लिप उपयुक्त नहों है, परन्तु यह लंका 
की गरम जलवायु में खब पेदा होता है। 

हमारे देश में कई प्रकार के गरम 
मसाले भी होते हैं जो दाल तरकारियों 
में उनकी खादिष्ट करने के लिए डाले 
जाते हैं। अधिकतर मसाले भारतवष 
जैसे गरम देशां में ही पेदा हाते हैं। 
पे ः कात्या मिचे, अद्रक, हददी व लाल मित्र 
क़हवा उसके फूल और फल। सारे भारतवर्ष में पैदा होती हैं। छोटी 
इलायची पच्छिमी घाट पर बोयी जाती हे, और दालचीना जो एक 
ऋराड़ो की सूखी हुई छाल होता हैं लंका में बायो जाती है। 

बनरस्पति के तेल । अनेक पौधों से उपयोगी तेल मिलते 
हैं। गरम देशां के रेतीले तटों पर नारियल के पेड़ ख़ब पेदा होते 
हैं। यों तो ये सारे ही भारतवर्ष और लंका में पाये जाते हैं, परन्तु 
तट के निकट विशेषकर पेंदा होते हें। प्रत्येक मनुष्य जानता है कि 
नारियल का हर एक भाग कितना उपयोगी हांता हैं। भारतवष में 
काम के सभी तेलहन पेदा हाते हैं, जेसे अलसी, सरसों, बिनोला, 
तिल, अंडा आंर मूंगफली । 





नील एक प्रकार का रंग होता हैं जो एक पाधे से मिलता हैं। 
यह पोधा विशेषकर बंगाल ओर बिहार में पंदा होता है। रसायनिक 
पदार्थों द्वारा इस रंग को बनाने को सुगम रीति हाल में मालूम कर 
लो गई है, ओर इसलिए यह पा अब उतना नहीं बोया जाता जितना 
पहले बोया जाता था। अफोाम भी अब उतनी नहीं बोई जाती। 


मनुष्य ने क्या किया हैं ६8 


भारत-सरकार ने यह समभोता कर लिया है कि सिवाय ओषधि के 
काम के ओर किसी फाम के लिए अफीम बाहर न भेजी जञाय। अफीम 
सफ़ेद पोस्त का सूखा रस हे ओर बड़ी तीत्र वस्तु हे। यह खास 
तोर पर बनारस के आसपास पेदा होती है। तम्बाकू का पोधा 
भारत के प्रत्येक जिले में पेदा होता है, परन्तु विशेषकर गंगा की 
घाटा और ब्रह्मा में पंदा किया जाता है। सिंकोना एक पेड़ की 





छाल से तेयार किया जाता है, जो पहले पहल भारतवर्ष में पीरू के 
पहाड़ों से लाया गया था। इसलिए यह पश्चिमी घाट के उन ढालों 
पर पेंदा होता हैं, जो तर हैं और जहाँ ख़ब ध्प पड़ती है। प्रसिद्ध 
ओषधि कुनेन सिंकोना से ही तैयार की जाती है। 

भारतवर्ष , ब्रह्मा ओर लंका की तर पहाड़ियों पर कई प्रकार के 


जंगल के पेड़ डगते हैं। सागोन मुख्य पेड़ है, जिससे. इमारती 


६७8 भारत-साप्राज्य ओर लंका 


लकड़ी मिलती है; साल ऐसा दूसरा पेड़ है। बॉल ओर ताड़ 
जो गरम जलवायु को पसंद करते हैं भारतवर्ष ओर लंका के 
मेंदानों में पदा होते हैं। पिंड खजूर के रस से भो गुड़ तंयार किया 
जाता है। प्रत्येक मनुष्य को उन पेड़ों के नाम जानने चाहिए, जो 
भारतवष , ब्रह्मा ओर लंका के गाँवों में पैदा होते हैं। थोड़े वर्षों से 
मलाबार, ब्रह्मा और लंका की उन तर घारियों में 
रबड़ का पेड़ लगा दिया गया हैं, जहाँ जाड़े 
का मोसिम नहीं होता ओर वर्षा कई महोने 
तक होतो है।' इस पेड़ की छाल में छेद करने 
से जो रस निकलता हैं वहो रबड़ होता हे। 
ओऔटा कर गाढ़ी कर लेने के पश्चात यह खुखा 
ली जाती है, ओर इसमें थोड़ा सा गंधक भी 
डाल दिया जाता है, जिससे यह बहुत कड़ी 
हो ज्ञातो है। यह बहुत से कामों में आता है, 
क्‍ जैसे टायर, नल, जूते आदि बनाने में। इसका 
सिंडोने का वृक्ष और री शेग यह है कि इसमें हो कर पानो नहीं 
उसकी छाल । प्रवेश कर सकता | 


बहुत से पोधे रेशों के लिए भी पेंढा किये जाते हैं । 
इनमें से मुख्य कपास दे, जो भारतवर्ष के बहुत बड़े भाग पर पंदा 
होता है; इसका रेशा वह सफेद वस्तु है, जो इसके फलों के बोजों 
( बिनोलों ) पर लिपटा रहता है। पाट को बहुत गरमो और पानी 
की आवश्यकता है। इसका घर गंगा और ब्रह्मपुत्र को दक्खिन 
की घाटियों में है। संखार में जितना पाट काम में आता है सब 
यहों पंदा होता है। रेशा पौधे के डंठल से मिलता है। 





मनुष्य ने क्या किया है हुए 


पौधे पैदा करने के अतिरिक्त मनुष्य खनिज पदाथ भी णोदता 
है। भारतवर्ष में खनिज्ञ पदार्थ बहुत नहीं हैं। कोयला सब से 
अधिक परिमाण में मिलता है। पिछले वर्षा में उसकी पंदावार ओर 


भी बढ़ गई हैे। अधिकांश कोयला हुगलछा नदां के पश्चिम में 
रानीगंज, ऋरेरिया ओर गिरीडाह को खानों से छोदा जाता है। जितना 





कपास बीनना । 


मिंद्दी का तेल भारत-साप्राज्य में पाया जाता है वह प्रायः सभी . 
ब्रह्मा में इराचदी को घाटी के कुओं से निकाला जाता हे। हिन्दुस्तान 
में संसार के अन्य देशों को अपेक्षा सत्र से अधिक भुड़भड़ मिलता 
है। काा तुम बता सकते हो कि भुड़भुड़ किस काम आता है ? 
इसकी मुख्य खाने बिहार में हें। तगों के किनारे समुद्र का पानी 


५ .(* , ७ 5 


हब भारत-साम्राज्य ओर लंका 


हो 


खुला कर लूम॒क्‌ निकाला जाता है। परन्तु पंजाब में नमक को 
श्रेणी से भो नमक खोदा ज्ञाता हे। यहाँ पर नमक की खालिस चद्वान 
< मील लम्बी ओर १,००० फूट मोटी हैं। सोना मेखूर राज्य में 
कोलर की घानों से निकाला जाता हैे। यह बड़ो गददराई पर कड़ी 
चट्टानों में मिलता है, जो ऊपर लाई ज्ातो हैं ओर फिर तोड़ कर 





पाठ काटना । द 
चूर चूर को जाता हैं। थोड़ा हो समय हुआ हुगलो और महानदो 
के बोच में कच्चे लोहे की बहुत अच्छो खानें पाई गई हैं। भारत- 
साप्राज्य में ब्रह्मा को शान रियासतों में बोडविन खान चांदी-सीसा- 
जस्ता की सब से बड़ी खान है। ये धातु भारतवर्ष या टंका में 
नहीं पाई जाती । 


मनुष्य ने क्या किया है ६७ 


२-गाँव ओर नगर | भारतवर्ष, ब्रह्मा ओर लंका इंगर्ूड 
जेसे देश से बिलकुल भिन्न हैं। वहाँ पर हज़ारों मनुष्य शिल्प से 
( अथांत्‌ चीज़ें बना कर ) अपना पेट पालते हैं। इस प्रकार वहां 
बहुत से बड़े नगर हैं जो झई, रेशम, कपड़ा, चमड़ा, ऊन, लोहा ओर 


८ 
है| 





'फौलाद की वस्तुएं बनाते हैं। परन्तु हमारे देश में कुछ हो नगर 
( जेसे बम्बई, कलकत्ता, कानपुर और रंगून ) ऐसे हैं, जिनमें अधिक 
परिमाण में सामान तेयार होता है। भारतवर्ष, ब्रह्मा ओर लंका में 
मनुष्य का केवल एक बड़ा व्यवलाय धरती का जोतना है। मारत- 
खाप्नाज्य ओर लंका फे दो-तिहाई मनुष्य लेतों ओर बाग़ों फो जोत 


६८ भारत-साप्राज्य और लंका 


कर, ढोर चरा कर, ओर जंगलों में लकड़ी काट कर अपना पेट 
भरते हें। अब देखना चाहिए कि जो मनुष्य धरती को जोत-बो कर 
अपना उद्रपोषण करते हें वे नगरों में नहीं रहते, परन्तु अपने खेतों 
के निकट के गाँवों में निवास करते हैं। इस प्रकार भारतवर्ष ओर 
लंका का विस्तार देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि यहाँ नगर 
बहुत कम हैं ओर गाँव बहुत अधिक संख्या में हैं। प्रत्येक दस 
मनुष्यों में नो देहात में रहते हैं और केवल पुक नगर में रहता है। 
मामूली नकशों में बहुत थोड़े से नगर दिखाये जाते हैं। परन्तु 
भारतवर्ष या ब्रह्मा या लंका के किसी बहुत बड़े नक़शे को देख कर 
हमको आश्यये होगा कि सारे देश पर अनगिनतिन गाँव फैले हुए हैं। 
इसलिए पच्छिमी योरुप ओर भारत तथा ब्रह्मा के देशों में मुख्य 
अन्तर यह है कि वहाँ बड़े नगर अधिक संख्या में हें ओर यहाँ बहुत 
थोड़े हैं। याद्‌ रहे कि नगर ओर गाँव अकस्मात॒ ही बिना किसी 
कारण के नहीं बन जाते। मनुष्य उन स्थानों को विशेष रुप से 
पसन्द करता है, जहाँ वह अपने गाँव व नगर बसाना चाहता है। 
गांव तो खेतों के निकट ही बसते हैं, ओर देश के उन्हीं भागों में जहाँ 
धरती बहुत उपजाऊ है हम को खब से ज़ियादा मनुष्य मिलते हैं ओर 
वहीं गाँव भी सब से अधिक देख पड़ते हें। भारत-साप्नाज्य का 
भूगोल अध्ययन करने में सब से अधिक आवश्यक नक़शा “बरसात 
का नक्शा” है। उससे थे स्यान मालूम हांते हें जहाँ सब से अधिक 
वर्षा होती है और इसलिए जहाँ सब से अधिक अन्न की फ़सल पेदा 
होती हैं, ओर इसो लिए जहाँ सब से अधिक मनुष्य रहते ओर काम 
करते हैं। ॥॒ 

वे स्थान जहाँ नगर बसाये जाते हें । प्राचीन काल 
में भारतवर्ष में जब लाग आपल में अधिक लड़ा भिड़ा करते थे तब 
नगर किलां के चारों ओर बनाये जाते थे। सदर लोग किले के 


मनुष्य ने क्या किया है ६६ 


लिए कोई उपयुक्त ध्यान पसंद कर लेते थे। वह स्थान प्रायः कोई 
पहाड़ी या चट्टान हुआ करता था, जहाँ थे ओर उनके खाथी बैरियों 
से अपनी रक्षा कर सकं। किले के भोतर वे अपने लिए महल ओर 
अपने साथियों के लिए घर बना लेते थे, ओर बहुधा वे चारों ओर 
मोटी दोबारें बना लेते थे। इन दोवारों के भोतर जेसे जसे लोग 
रक्षा के लिए अधिक संख्या में आने लगते थे, एक छोटा स््रा नगर 
बस जाता था। ये प्रायः ऐसे मनुष्य हुआ करते थे जो राजा या 
नवाब ओर उसके दरबारियों के लिए काम करते थे, अर्थात्‌ बढ़िया 
कपड़ा बुनने वाले, रेशम बुनने वाले, जोौहरी, हाथी-दाँत पर काम 
करने वाले ओर हथियारों तथा गहनों के बनाने घाले। इनके लिप 
बाज़ारों की आवश्यकता होती थी, जहाँ आस-पास पेंदा होने वाला 
अन्न ला कर बेचा जा सफे। भारतवष में इस तरह के बहुत से 
प्राचीन नगर हैं। इस प्रकार अफ़ग़ानों से हार कर जब राजपूत 
पीछे हट गये तो उन्होंने अनेक किलेबन्दी के नगर बसाये, जेसे 
चित्तोड़, जोधपुर, वीकानेर और जेसलमेर | यहाँ बस्त जाने के 
पश्चात्‌ मुसलमानों ने देहलो, आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, हैद्राबाद, 
बीजापुर आदि नगर बसाये। इसी प्रकार पूना ओर नागपुर 
मराठों को पुरानी राजधानियाँ हैं। भारतवष का प्राय: प्रत्येक 
प्राचयोन नगर किसी किले के चारों ओर ही बनाया गया था। 

कुछ नगर पहले तीथस्थान थे। यहाँ पुज्ञारियों और यात्रियों 
ने घर बना लिये ओर व्यापारी भी यहाँ बहुत आने जाने लगे। 
आजकल भी लोग प्रायः तोर्थेध्यानों की यात्रा किया करते हैें। 
बनारस (काशी), इलाहाबाद (प्रयाग), अमृतसर, गया, पुरो, मदूरा, 
तंजीर ओर त्रिचनापली ऐसे ही तीर्थां के उदाहरण है। खंसार 
के अन्य किसी भी भाग में पवित्र श्थानों पर इतने नगर नहीं बसे जितने 
भारतवर्ष में बस गये हैं। यहाँ प्रत्येक गाँव में मंदिर या मसजिद्‌ 


9० भारत-साप्राज्य ओर लंका 


मोजूद है। भारतवर्ष और ब्रह्मा की जलवायु और प्राकृतिक बनावट 
से हम यह भी बतला सकते हैं कि भिन्न भिन्न भागों में किस तरह की 
इमारतें होंगी। इस प्रकार, जहाँ मिद्दी मुलायम और गहरी है 
यहाँ मकान चिकनी मप्रिट्टी या ई'टों के बनाये जाते हें। उत्तरी भारत 
में अनेक खुन्द्र इमारत हैं, जेसे आगरा, देहली, लाहोर ओर जयपुर 
में। इसका कारण यह है कि थोड़ी ही दूर पर विन्ध्याचल की 
पद्दाड़ियों में पत्थर ओर राजपूताने में संगमरमर बहुतायत से मिलता 
है। दक्षिणी भारत के बहुत से भाग कड़ी चट्टानों के बने हुए हैं, 
और इसलिए हम वहाँ पत्थर के सुन्दर मन्दिर और गढ़ देखते हैं। 
कछ्मीर में श्रीनगर देवदार नामक लकड़ी का बना हुआ है जो हिमालय 
पवेत पर उगती है। मलाबार तट पर बहुत से घर सागौन की 
लफड़ी के बने हुए हैं, जो वहाँ के जंगलों में बहुतायत से पेंदा होती 
है : उनकी छते बढ़िया खपरेलों से पटी होती हैं, जो एक प्रकार की 
चिकनी मिट्टी से बनाई जाती हें जो वहाँ खोदी जाती है। ब्रह्मा में, 
जहाँ सागोन बहुतायत से पेदा होती है, मकान और मठ सभी उसी 
लकड़ी के बनाये जाते हैं। भारत ओर हूुंका में निधन मनुष्य बाँस 
और ताड़ की पत्तियों से ही काम चला लेते हें। यह नियम सा है 
कि उन स्थानों की अपेक्षा जहाँ साल भर बराबर गरमी पड़ती है और 
वर्षा बहुत थोड़ी होती है, उन स्थानों में जहाँ जाड़ों में जलवायु 
ठंडी होती है अथवा जहाँ वर्षा अच्छी हो जाती है, घर ओर गाँव 
अच्छे बना लिये जाते हैं। फिर, भारतवर्ष जेसे गरम देशों में मकान 
गरमी को बाहर रखने की द्वष्टि से निर्माण किये जाते हैं, ओर उंडे देशों 
में गरमी को भीतर रखने के उद्देश्य से बनाये जाते हैं । 


रा मंडियाँ | द वे स्‍थान जहाँ माल की अदला-बदली के लिए 
नियमित रुप से हाटें लगा करती हैं बहुत शीघ्र नगर हो जाते हैं। 


मनुष्य ने क्या किया है $२ 


भारतवर्ष और ब्रह्मा में अनेक गाँव ओर छोटे नगर इसी लिए प्रसिद्ध 
हैं कि वहाँ पंठ लगा करती हैं। वे स्थान बहुत शीघ्र बड़े नगर हो 
जाते हैं जहाँ कई सड़क मिलती हैं ( जेसे कश्मीर में श्रीनगर ), या 
जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं ( जेसे इलाहाबाद ओर पटना ), या जहाँ 
नदी के आरपार पुल बना होता है ( जेंसे सिंध नदी पर अटक ) | 
इसी प्रकार व्यापार-पथ पर कोई आवश्यक स्थान, जहाँ काफिले 
और व्यापारी मिलते हैं, शीघ्र ही नगर बन जाता है। इस तरह 
मुल्तान ओर पेशावर वे स्थान हैं जहाँ भारतवर्ष से अफगानिस्तान को 
व्यापार की राहें आरम्भ होती हैं। ब्रह्मा के उत्तर में भास्त ऐसा 
स्थान है जहाँ चीन का व्यापार-मार्ग इशावदी नदी के बड़े जल-मार्गं 
से मिलता है। हंका के टापू के ठीक सामने होने के कारण 
तूतीकोरिन से ही उस टापू को माल ले जाने वाले जहाज़ चलते हैं | 

घतेमान काल में भारतव का व्यापार दूसरे देशों के साथ बढ़ 
गया है, इसलिए नगर तट के उन स्थानों पर बस गये हैं जहाँ बड़े 
जहाज़ों को लड्॒र डालने के लिए काफी गहरे बन्दर हैं। बम्बई, 
मद्रास, रंगून ओर कोलम्बों नामक बन्दरगाहों में बहुत माल 
आता जाता है। रेलों के बनने के बाद बे स्थान ज्ञो रेल की मुख्य 
लाइनों पर हैं या जो जंकशन हैं प्रसिद्ध हो गये, ओर वहाँ नगर 
वस गये | इस प्रकार, जबलपुर अब बड़ा नगर है। इसी तरह 
नदियों पर व्यापार के स्थान भी बड़े नगर हो गये हैं, जंसे कलकत्ता, 
पटना ओर प्रोम ( ब्रह्मा में )। सरकार ने भी राजघानियों के लिए 
नगर ( प्रायः पुरानी राजधानियाँ ) चुने हैं, जहाँ उसने अपने हफ्तर 
ओर फकचहरियाँ बनाई हैं। इलाहाबाद, नागपुर और लाहोर ऐसे ही 
नगरों के उदाहरण हैं। कुछ स्थानों पर सरकार ने फोजी पड़ाव 
बना दिये हैं जिससे देश में शान्ति रहे ओर बेरियों से देश की रक्षा 
हो सके, जेसे सिकन्दराबाद, रावरूपिण्डी, पेशावर और क्वेटा । 


३२ भारत-साप्राज्य और लंका 


३-सड़के । छोटे से छोटे गाँव से भी किसी न किसो प्रकार 
की कच्ची या पक्की सड़क निकट के गाँव के लिए जाती है। प्राचीन 
काल में भारतवष और ब्रह्मा में अच्छा सड़कें बहुत कम थीं । हर 
प्रकार का बोफा पशुओं की पीठ कर लादा जाता था। पिछले 
सत्तर वर्षों में सरकार ने सारे देश के मुख्य नगरों को एक दूसरे से 
जोड़ने के लिए सड़कें बना दी हें। जब से भारतवष में मोटरकारों 
का प्रचार हुआ है, इनमें से बहुत सी सड़कें अच्छो कर दी गई हैं। 
जब कोई नई रेल की लाइन बनाई जाती है, तो आस पास के नगरों 
ओर गाँवों से शाघ्र ही रेल के स्टेशनों तक सड़क बना दी जाती हैं । 
बड़े मैदान में माल ले जाने के लिए मुख्य मागे श्रांड ट्रंक रोड नाम 
की सड़क है, जो कलकत्ते से पेशावर को गइ हे | 


४-सिंचाई के साधन । भारतवर्ष जेसे गरम देश में यह 
अत्यन्त आवश्यक है कि वा और नदियों से खेतों की सिंचाई हो। 
प्रति वर्ष नदियाँ बहुत सा पानी समुद्र को ले जाती हैं; और यदि 
यह पानी जो अब नष्ट हो जाता है धरती पर ही काम में आ सके, 
तो अधिक फ़सल पेदा की जा सकती हैं और अकालों का पड़ना भी 
रोका जा सकता है। प्रति वष नई नहरें ओर तालाब बनाये जाते 
हैं। प्राचीन काल में उस समय के शासकों ने बहुत सी नहरें 
भारतवर्ष के डेंब्टाओं पर बनाई थीं। परन्तु आजकल भारत- 
सरकार ने सेकड़ों स्चिाई की नहर बना डाली हें। कोई इंजिनियर 
किसी देश के भूगोंल का अध्ययन किये बिना नहरें नहीं बनाता | 
वह ऐसे स्थानों का पसंद करता है--(१) जहाँ घरती चौरस है ओर 
चट्टानों से रहित है। ज्ञर्दां घरती में ढाल अधिक है ओर जहाँ तोड़ने 
के लिए कड़ो चदट्टानें बहुत हें, नहर सस्ती नहों बनाई जा सकती। 
(२) जहाँ नदियों में बहुत सा पानी है। यदि नदियाँ गरमियों में 


मनुष्य ने क्या किया है क्‍ ७३ 


आूख जाती हैं तो नहर खाली ओभोर बेकार हो जाती हैं। नहरें 
निकालने के लिए थे नदियाँ सब से अच्छी हैं जिनमें हिमालय की 
बफ़े का पानी आता है। (३) जहाँ निकट ही अच्छी मिद्दी है। 
नहर खोदने से कोई लाभ नहीं, यदि निकट ही उत्तम म्रिद्ठी न हो 
जिस पर नहरों का पानी पहुँचाया जा सफे। हम समरू सकते हैं 
कि हिमालय से निकलने वाली गंगा ओर सिंध में ये खब लाभ 
मौजूद हैं। भारतवर्ष के इसी भाग में सब से अधिक सिंचाई की 
नहर हैं। भारतवर्ष में पंजाब की नदियों से निकलने वाली नहरें 
अत्यन्त उपयोगी हैं, क्योंकि उन में सब से अधिक पानी बहता है और 
वे उसे बहुत बीच में फेला देती हैं। भारतव् की सी खुन्द्र ओर 
उपयोगी सिंचाई की नहरें संसार के किसी भी भाग में न होंगी। 
महानदी, गोदावरी, कृष्णा ओर कावेरी के चौरस डेब्टाओं पर जो 
नहर बनाई गई' हैं वे भारत के मनुष्यकृत कामों में अत्यन्त उपयोगी 
कार्य हैें। इन बड़ी नदियों के आरपार अनेक पक्के बाँध बना दिये 
गये हैं, ओर बहुत सी बड़ी तथा छोटी नहर खोद दी गई हैं जो पानी 
को दोनों ओर की भूमि पर फेला देती हैं। इस प्रकार इन नदियों के 
किनारों पर सेकड़ों वगेमोल भूमि सींची जाती है, और देश खेतों तथा 
उपवनों से भरा पड़ा है। दक्षिण के शेष भाग में भले ही कम वर्षा 
हो, परन्तु ये डेब्टे उन मनुष्यों को भोजन देते हैं जिनकी फसल नष्ट 
हो शुकी हैं ओर जो अकाल पीड़ित हैं। हाँ, अवश्यमेव सिंचाई की 
नहर उसी स्थान पर बनाई जाती है जहाँ डसकी आवश्यकता होती 
है। उन स्थानों पर जहाँ भारी वर्षा होती है फसलें बिना नहरों को 
- सहायता के ही पेदा की जा सकती हैं। पिछले पचास वर्षों में 
भारतवष में सिंचाई की भूमि का क्षेत्रफल दूना हो गया है। भारतवर्ष 
की सारी नहरें मिल कर लम्बाई में इतनी हे कि वे पृथ्वी को दो बार 
'पेटी की भाँति चारों ओर लपेट सकती हैं । 


भारत-साप्राज्य ओर रंका 


38 








(९ $50) 8 ॥8)089 (2 










































































" श्र 
रे 
>> 





(२ 


। है. २१४ हि] रे 
॥28 8॥॥208 2.7& ॥३००॥|४ 82॥: |४॥६> ६ 


मनुष्य ने क्या किया है ७५ 


पानी इकट्ठा करने की दूसरी रीति यह है कि छोटी घाटियों और 
बड़े तालों के नीये के भागों के आरपार प्रिद्ठी या पत्थर के बाँध बना 
दिये जाते हैं, जिनमें छोटी नदियों ओर वर्षों का पानी एकत्रित कर 
लिया जाता है। इन तालाबों से नीचे के खेतों तक जल-मागे 
बना दिये जाते हैं। भारतव्े के उन भागों में जो बड़ी नदियों से 
दुर हैं प्राय: प्रत्येक गाँव में एक या दो तालाब होते हैं। वह पानी 
भी जो धरती में गहराई तक पहुच जाता है काम में ले लिया ज्ञाता 
है। उस तक पहुँचने के लिए कुएं गलाये जासे हैं। सरकार ने 


छोटी नावों द्वारा खेने के लिए नहरें भी बनाई हैं। ऐसी 
नहरें भी चोरस भूमि पर ही बनाई जा सकती हैं, जहाँ उनको नदियों 
या समुद्र द्वारा पानी मिल सके। इस प्रकार की मुख्य नहर गड़ग, 
महानदी, कृष्णा, कावेरी और सिंध के डेल्टाओं पर बनी हुई हें । 
गंगा को बड़ी नहर हरिद्वार से कानपुर को जाती है, ओर बकिंघम 
नहर मद्रास से चोरस समुद्गतर पर बनाई गई है। तंग चोरस 
मलाबार तट पर “लगून” तट के किनारे किनारे मीलों चले गये हैं, 
जिनमें नदियों ओर समुद्र द्वारा पानी आता है। ये नहरों से जोड़ 
दिये गये हें, जिससे नाव इन जल-मार्गों पर सहस्मों मील चल सफे। 


*-रलें ॥ सरकार ने भारतवर्ष ओर ब्रह्मा के बहुत से भागों 
में रंलें बना दी हैं। रेलों के बनाने के मुख्य उद्देश्य ये रहे है :-.. 
(१) रेलें उन जिलों में बनाई गई हैं जो बहुत उपजाऊ हैं और घने 
बसे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर माल तथा मुसाफिरों का आना जाना 
बहुत रहता है। रेलों के नकशें से मालूम होता है कि गंगा के 
बड़े मेंदान में रेले सब से अधिक हैं। इस मेदान के प्रायः प्रत्येक 
बड़े नगर में दो या दो से अधिक रेल की लाइनें मिलती हैं। परन्तु 
उन ज़िलों में जद्ाँ बहुत कम फ़सले पेदा होती हैं ओर जहाँ थोड़े ही 


७६ भारत-साप्नाज्य ओर लंका 


मनुष्य होते हैं, बहुत कम रेलें देख पड़ती हैं। (२) रेल प्रसिद्ध 
बन्द्रगाहों को भीतरी व्यापार के केन्द्रों से जोड़ने के लिए भी बनाई 
गई हें। इस प्रकार नकशो से मालूम होता है कि बम्बई, कलकत्ता, 
मठ्ास, कराँची और रंगून आदि प्रत्येक बन्द्रगाह से देश फे भीतर 
एक या एक से अधिक रेल की लछाइनें गई हैं। प्रति वर्ष नई रेल 
बनाई जाती हैं। (३) रेलें देश की रक्षा की द्वष्टि से भी बनाई 
गई हैं। वास्तव में सिंध की घाटी की सारी रेल का उद्देश्य यही 
हैे। इसका प्रयोजन यह है कि लड़ाई के दिनों में सोमान्त भागों 
को लिपाही ओर तोपे बहुत जल्द पहुंचाई जा सकं। इस लाइन की 
छोटो छोटो शाख़ दरों तक गई हैं। एक नई लाइन अमी हाल में 
खबर दर्र में हो कर बताई गई है। एक दूसरी लाइन बोलन दर्र 
में हो कर फ्वेटा से आगे तक गई है। क्वेटा ओर पेशावर को 
भारत के उत्तरी-पश्चिमी फाटक की दो लाबियाँ कहना चाहिए। 
(४) रेलों का एक उद्देश्य यह भी है कि अकाल के दिनों में अकाल 
पीड़ित स्थानों को भोजन पहुँचाया जाय। ज्ञब अकाल पड़ता है 
तो बहुत से पशु ओर मनुष्य मरने लगते हैं, ओर रेल ही एक ऐसा 
साधन है जिसके द्वारा भूले गाँवों को अन्न पहुँचाया जा सकता है। 
रेलें अवश्यमेव उन स्थानों में ही विशेषकर खोली जाती हैं 
जहाँ वे अत्यन्त सुगमता से ओर कप्त पूल्य पर बनाई जा सकें, अर्थात्‌ 
निचले चोरस देश में। यही कारण है कि गड़ा के चोरस मैदान में 
इतनो रेलें हैं। वहाँ बहुत कम खुदाई की आवश्यकता है। सब 
से अधिक कठिनाई ओर सब से अधिक व्यय बड़ी नदियों पर पुल 
बनाने में पड़ता है। ब्रह्मपुत्र नदी पर आज तक पुल नहीं बनाया 
जा सका है। बनारस में गड्ढा नदी पर बहुत खुन्द्र रेल का पुल 
बना हुआ दे। क्या तुम बता सकते हो कि नया “हाडिज पुल! 
कहाँ बना है? हुगली नदी पर कलकत्ता पहुंचने के लिए कोई रेल 


मनुष्य ने क्या किया है 99 


का पुल नहीं है। मद्रास से कलकत्ते को जाने वाली रेल की लाइन 
पर बहुत अच्छे अच्छे पुल बने हुए हैं। कश्मीर के पहाड़ी देश में 
कोई रेल नहीं है। हिमालय और ब्रह्मा के पहाड़ों पर रेल की गंध 
तक नहीं पहुँची है। अभी तक भारतवर्ष और ब्रह्मा एक दूसरे 
से रेल द्वारा नहीं जुड़े हुए हैं। प्राकृतिक नकशे से मालूम करो कि 
तुम्दारो समरू में चिटगाँव से रंगून तक रेल की लाइन बनाने के लिए 
कौन सा मार्ग सब से सुगम होगा। 


६--बन्दर । प्राचीन काल में, जब-तक मनुष्य को भाप का 
बल ओर फोलाद का बनाना नहीं मालूम हुआ था, केबल छोटे छोटे 
लकड़ी के जहाज्ञ बनाये जाते थे जो छिछले पानी में चल सकते ये । 
इस्सलिए उन दिनों में बहुत से छांटे जहाज़ बन्द्रों में आ जा सकते थे | 
परन्तु वतेमान काल में भारतवर्ष का समुद्र| व्यापार फोलाद के बने 
हुए बड़े जहाज़ों द्वारा होता है, जिनके चलाने के लिए गहरे पानी 
की आवश्यकता होत, है; ओर वे केबल उन्हीं बन्द्रों में प्रवेश कर 
सकते हैं जहाँ पानी गहरा हा। यह भारतवष का दुभांग्य है कि 
यहाँ बहुत कम ऐसे स्थान हैं जहाँ पाना इतना गहरा हो कि बड़े बड़े 
जहाज़ समुद्र॒तट के निकट लंगर डाल सक। भारतचष में बग्बई, 
कलकत्ता, कराँची, मद्रास तथा चिन्ग,/व, ओर ब्रह्मा में रंगून, बेस न 
व मोलमोन, और लंका में कोलम्बोी ही ऐसे स्थान हैं जहाँ बड़े 
जहाज़ तट क॑ निकट अपना माल उतार ओर लाद सकते हैं। मद्रास 
का बन्द्र मनुष्य को कृत का बहुत अच्छा उदाहरण हे। यहाँ पर 
तट रेताला आंर निकर्ट का पानी छिछला है। सत्तर वष हुए 
यहां माल ओर मुसाफ़िर दूर पर जहाज़ों से 'मसूला” नावों में 
उतारे जाते थे जां तट तक पहुंचती थीं। अब बड़े बड़े घुंआकश 
पत्थर के विशाल चबूतर्रया के किनारों तक पहुच सकते हैं, और उनका 


8८ भारत-साप्राल्य ओर लंका 


माल बड़े बड़े क्रनों# द्वारा उतारा ओर छादा ज्ञाता है। इन 
जहाजों को आआाँधियों से बचाने के लिए ओर बन्द्रों को रेत से भट 
जाने से बचाने के लिए तट से बड़ी बड़ो पत्थर की दीवारें बना दी 
गई हैं, जिन्होंने गहरे ओर शान्त पानी के बहुत बड़े क्षेत्रफल को घेर 
लिया है। तट के अन्य भागों पर इन जहाज़ों को नावों द्वारा माल 
उतारने ओर छादने के लिए मांलों दूर खड़ा रहना पड़ता है। ऐसा 
करने से बहुत व्यय पड़ता है ओर बड़ी अखु विधा होती हैं । 

वतंमान काल में, भारतबष के फाटक समुद्र को ओर हैं। 
पहले ये फाटक थल की ओर थे, जेसे खेबर को घाटों ओर सुलेमान 
पर्वत के ऊपर के दर्र। उस पुराने काल में भारतवर्ष के लोगों को 
थल-सोमा की रक्षा करनी पड़ती थी, क्योंकि इन्हीं दर्रों में हो कर 
बरी आये, जो अपना धमं और अपनी भाषा भी साथ छलाये। परन्तु 
आजकल भारत-सरकार इन दर्रा को बन्द रखती हे। केवल शान्ति- 
प्रिय व्यापारों ही अपने ऊँटों के काफिलों सम्रेत आ-जा सकते हैं। 
चर्तमान समय में भारतवष के द्वार उसके बन्दर हैं। इन्हों जल-द्वारों 
द्वारा हमारा देश दुसरे देशों से जुड़ा हुआ है ओर सभ्य संघार का 
भाग हो गया है। 

प्रश्न 

१--(क!। तुम्हारे स्कूल के निकट, (ख, तुम्हारे ज़िले में कोन कोन सी फ़सलें 
देंदा होती हैं ? क्‍या उनमें से कुछ बाहर भी भेजी जाती हैं ? 

२--क्यों (१) दक्तिण के पठार पर चावल नहीं पेदा होता, (२) मलाबार तट 


पर कपास नहों उगता, ३) हिमालय पर रबड़ नहीं पंदा होतो, (४) दक्षिणी 
भारत में गेहू नहीं पंदा होता ? 


७& फक्रोन एक प्रकार को मशीन होतो है जिससे भारी से भारी पदार्थ छगमता- 
पूथंक उठाये जा सकते हैं। 


मनुष्य ने क्या किया है $६ 


३-भारत-साम्राज्य में निम्नलिखित खनिज पदार्थ विशेषकर कहाँ पाये जाते 
हैँ :- कोयला, लांदा, सोना, चाँदो ? 

४-कारण बताआ कि नगर परविन्न स्थानों के आसपास, गहरी नदियों के 
किनार, व समुद्व-तट के छरज्षित €थानों पर क्‍यों बस जाते हैं। क्‍या किलो नगर 
का महत्व उसके विस्तार पर निभर है ? 

५- भारतवष में सिंचाई इतनी श्रावश्यक क्यों है ? बंगाल की अपेक्षा पंजाब में, 
ओर ब्रह्मा की प्रपेज्षा मद्रास प्रदेश में सिंचाई को नहरें क्‍यों अधिक हैं ? 

६--नमेदा ओर ताप्ती को भूमि कपास-को-कालो-मिट्टी ( रेगर) की बनी हुई हे ; 
इन वेसिनों पर बद्दने वाले पानी का एक प्रति शत से भो कम भाग सिंचाई के 
काम आता है। क्‍या तुम इन दोनों बातों को एक दूसरी से सम्बद्ध कर 
सकते हा ९ 

७--कौन कोन से प्राकृतिक दृश्य रेल्ों के बनाने में सद्दायक होते हैं, ओर 
कोन कान से बाधक होते हैं व उनके बनाने का व्यय बढ़ाते हैं? नहरों के बनाने 
में कोन कोन सी बातें सहायक हाती हैं ? 

८--“भारतवष के व्यापारिक फाटक जल-द्वार हैं, थल-द्वार नहीं।” ऐसा 
कहने से क्‍या अभिप्राय है ? द 

€--वे मुख्य लाभ (क) जल को ओर, (खख्र) थल की ओर, कोन कॉन से हैं, 
जिनसे बन्दरगाहों के बनने में सहायता मिलती है ? कलकत्ता, रंगून, बम्बई ओर 
करांची के उदाहरणों द्वारा समकाओं। ज्वारभाटा से बन्दरों को किस प्रकार 
सहायता मिलती है ? 


अध्याय ६ 


भारत-साम्राज्य को सोमाएँ 

जब हम किसी देश का भूगोल अध्ययन करते समय उसका 
नकशा देखते है, तो पहला प्रश्न यह पूछते हैं कि, 'उसकी सीमाएँ क्‍या 
हैं? कुछ देशों की सीमाएँ मनुष्य को बनाई हुई होती हैं, जो क़िलों, 
मीनारों ओर अन्य ऐसे ही चिन्हों द्वारा बनाई जाती हैं। दुसरे 
देशों की सीमाएँ प्रकति की बनाई हुई होती हैं और वह समुद्र-तट, 
नदियों या पव॒॑तों द्वारा निधारित होती हैं। भारत-साप्नाज्य की 
प्राकृतिक सीमाओं का समकना सरल हैं, क्योंकि इन सीमाओं पर 
पर्वत और समुद्र हैं। थर की ओर हमारा देश पव॑तों की श्रणियों 
द्वारा एशिया के शेष भाग से अलग हो रहा हैं। इन पव॑ंतों को पार 
करना कठिन हैे। जल की ओर उसके तटों पर हिन्द महासागर 
की दो बड़ी शा्त्रें हें--पब्छिम में अरब सागर और पूे में बंगाल 
की खाड़ी | 

भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय पवत है, जो उसे तिब्बत के ऊंचे 
पठार से बिल्कुल अलग करते है। हिमालय पव॑त संसार में सब से 
ऊँचे हैं, ओर पश्चिम से पूवे की आर तलवार की तरह भुके हुए फंले 
हुए है। इन प्वतों के दोनों सिरों पर अन्य कई श्रेणियाँ दाक्षण की 
ओर समुद्र तक चली गई हैं। पच्छमी सिरे से खुलंमान ओर 
किरथर पर्वत बहुत दूर तक सिन्ध नदी के समानानन्‍्तर पेशावर से 
करांचो के निकट मोंज़ अन्तराप तक चले गये हैं। हिमालय पर्वत 
के पूर्वों सिरे पर ओर कई लमस्‍्बी श्रेणियाँ करीब क़राब बिलकुल 
दक्षिण की झ्रोर चलती हैं। पक श्रेणी निम्राइस अन्तरीप पर 





भारत-साप्राज्य की सीमाए ८१ 


समाप्त होती दै। दूसरी श्रेणी भी ज्ञो भोर आगे चल कर है दक्षिण 
की ओर जाती है, ओर सीधी मलय प्रायद्वीप तक चली गई है। 
इसका नाम तनासरिम योमा है । 


यदि हम नकशे पर इस पथ को देखे, अथांत्‌ मोंज़ अन्तरीप से 
उत्तर की ओर किरथर ओर खुलेमान पर्वतों तक, फिर विशाल 
हिमालय पवेत के एक सिरे से दुसरे सिरे तक, ओर फिर ब्रह्मा के 
पूर्व में उन पर्वत-श्रेणियों के अन्त तक जो विफकोरिया अन्तरीप तक 
पहुंचती हैं, तो हमको भारत-साप्नाज्य की प्राकृतिक थल-सीमा मात्यम 
हो जायगी। राजनेतिक सीमा ओर यह प्राकृतिक 
सीमा बिलकुल हां एक नहीं हें। कुछ स्थानों में वह 
पहाड़ों के आगे तक पहुँच गई है ओर कुछ स्थानों में नहीं पहुंचती । 
इस प्रकार उत्तर में आधे पूर्वों भाग में यह केवल हिमालय की 
तरहरी तक ही पहुँचती है। वहाँ नेपाल ओर भ्रूटान के राज्य पहाड़ों 
में हैं, ओर वे भारतवर्ष के बाहर हें। पच्छिमी आध भाग में 
राजनेतिक सीमा पहाड़ों में बहुत दूर तक चली गई है। हिमालय 
पहाड़ की कई बहुत उँची चोटियाँ संयुक्त प्रान्त में हैं, जिनके मध्य में 
गड्डा ओर यमुना के जन्मस्थान हैं। पच्छिम में ओर भी आगे चल 
कर राजनेतिक सीमा पवतों के किनारों से बहुत आगे तक है। यहाँ 
पर कष्मीर की रियासत जो भारतवधष का ही भाग है सिनन्‍्ध नदी से 
आगे हिमालय को मुख्य श्रेणियां के पीछे तक चली गई है, और 
दुरवतों हिन्दुकुश श्रेणी को छूने लगती है । 


उत्तर-पश्चिम में भार्तव्ध की प्राकृतिक सीमा पहाड़ों के पूचे में 
केवल वहों तक है “जहाँ तक घास उगती है” । परन्तु भारतवर्ष को 
रक्षा के हेतु भारत-सरकार ने यह निश्चय कर लिया हे कि राजनेतिक 
सीमा पहाड़ों के दूसरी ओर तक रहेगी, जिससे उनके दरों की रक्षा 


४,,(:,०- 0 


८२ भारत-साम्नराज्य ओर लंका 


हो सके। पश्चिमोत्तर सीमान्‍्त प्रदेश पव॑तों के पश्चिम से सो मील 
दूर तक फैला हुआ है। आगे चल कर दक्षिण में बलूचिस्तान, जो 
भारत-सरकार के अधीन है, प्तों के पार बहुत दूर तक चला 
गया है | द 

ब्रह्मा भो एशिया के शेष भाग से पहाड़ों द्वारा प्रथक्‌ हो रहा है | 
ये जड़लों से ढके हुए हैं, ओर इनके आरपार बहुत थोड़े ओर दुगेम 
मार्ग हैं। यहाँ पर सोमा अधिक महत्व को नहीं है, क्योंकि यहाँ 
फेवल जंगली जातियाँ रहती हैं ओर थल की ओर से ब्रह्मा में सेना 
घुस आने की कोई आशंका नहीं है । 


भ्ष 


भारतवष की प्राकृतिक सीमाएँ राजनेतिक सीमाओं से किस प्रकार भिन्न हैं? 


व्ध्याय ७ 
भारतववष ओरे ब्रह्मा के पवत 


भारत-साम्राज््य के पहाड़ी प्रान्त । पहले हम डन 
पहाड़ों का वर्णन करेंगे जो भारत-सामप्राज्य की लग्बी थल-सीमा 
पर हैं। 

इन पत्तों में हिमालय पवत्‌ सब से अधिक ध्यान देने योग्य 
हैं, क्योंकि ये संसार में सब से अधिक ऊँचे हैं। यदि हम किसी 
अच्छे प्राकृतिक नकशे को देखे, तो हम को सब से पहली बात यह 
मालूम होगी कि हिमालय के दूसरी ओर की धरती दक्षिण की ओर 
की धरती की तरह चोरस तथा नीचा मैदान नहीं है। उनके पीछे 
एक बविशाल पहार फेला हुआ है, जिसको तिब्बत का पठार कहते 
हें। यह समुद्र के धरातल से क़रीब ३ मील ऊँचा है, ओर संसार 
में सब से ऊँचा पठार है। इस प्रकार हिमालय पव॑त संसार की 
अन्य अधिकांश पवेत-श्रेणियों के समान नहीं हें, जो घरती के 
धरातल से उठती चली आती हैं ओर जिन के दोनों ओर नीचे मेंदान 
होते हैं। सच पूछो तो ये एक बड़े पठार के किनारे हैं, जो उत्तर 
की भोर दूर तक एशिया में फंला हुआ है। दूसरी विशेषता यह 
हे कि हिमालय पर्थत में एक श्रेणी नहीं है। वास्तव में उनमें 
एक दुसरी के पीछे तीन मुख्य श्रेणियाँ है। यद्दी कारण है कि 
डनको पार करना अत्यन्त कठिन है। सब से दक्षिण की श्रेणो, 
अर्थात्‌ वह श्रेणी जो भारतवर्ष के सबसे निकट है, सब से नीची है । 
दो स्थानों पर नकरेो में इस श्रेणी का नाम विशेष रूप के दिया हुआ 
है। संयुक्त प्रान्त में इसे शिवालिक की पहाड़ियाँ कहते हैं, और 


८७ भारत-साप्लाज्य ओर लंका 


पच्छिम में आगे चल कर पंजाब में इसे नमक की श्रेणी के नाम से 
पुकारते हैं। इस नीची श्रेणी के पीछे दो ओर मुख्य श्रेणियाँ है 
जिनमें प्रसिद्ध ऊँची चोटियाँ हैं। हमको विशाल हिमालय पदच॑तों 
का थोड़ा सा अनुमान हो सकता है, यदि हम विचार करें कि 
भारतवर्ष के मस्तक पर वे पहाड़ों की विशाल राशि के रूप में 
तलवार की तरह फैले हुए हैं। वे क़रीब १,५०० मील लम्बे हैं ओर 
करीब १७५० मील चोडे है । वे इतने विप्तीण हैं कि यदि स्विटज़रलेंड 
देश का सारा आलणप्स पवच॑त उठा कर उनमें रख दिया जाय तो कुछ 
भी अन्तर न मात्दूम होगा। यदि यह सम्भव हों कि हिमालय की 
पक ऊँची चोटी मैसूर पठार पर दंगलोर में ले जा कर रख दी ज्ञाय 
ओर हम किसी ऐसे दिन उसकी चोटी पर खड़े हो जाय जब आकाश 
निर्मल हो, तो एक ओर अरब सागर ओर दूसरी ओर बंगाल की 
खाड़ो बिलकुल स्पष्ट दिखाई देंगी। किसी अच्छे नकशे में कई ऊंची 
चोटियाँ दिखाई जाती हें---जेसे नंगा पर्वत, नन्दादेवी, धोलगिरि जो 
४ मोल से अधिक ऊँची है, ऐवरेस्ट जिसकी ऊँचाई २६,००० फूट है 
और जो संसार में सब से अधिक ऊँची है, ओर किंचिनचिंगा जो 
समुद्रतल से २८,००० फुट उँची है। परन्तु बहुत ऊँची चोटियों में 
से ये केवल थोड़े ही से नाम गिनाये गये हें। इनके अतिरिक्त सेकड़ों 
ओर ऊची चोटियाँ हें, जिनके अभी नाम तक नहीं रफ्खे गये हैं। 

अन्य अनेक पवेत-श्रेणियों के विपरीत, हिमालय पर्चतों में चौड़ी 
उपजाऊ घाटियाँ ओर सुन्दर गाँव तथा शान्त भीलों सहित पठार 
नहीं हैं। वे इन बातों के लिए बहुत ऊँचे हैं। केवछ पक अपवाद 
खुन्दर कश्मोर-की-घाटी है, जो पच्छिम में हे ओर जिस में हो कर 
केलप नदी वहती है। हमको इन्हें एक रेखा की भाँति न मानना 
चाहिए, परन्तु पहाड़ों के एक अत्यन्त विस्तृत पूंज की तरह मानना 
चाहिए, जिसमें एक के प.छे दूसरी श्रेणो चली गई है ओर जो सारे 


भारतवधे ओर ब्रह्मा के पर्वेत ८णजु 


उत्तरी भारत की सीमा बनाते हैं। तलों पर तंग, ढालू ओर चटियल 
गहरी घाटियों द्वारा ये श्रेणियाँ एक दूसरी से अलग हो रही हैं। 
इन घाशियों में प्राय: सूयं को किरण नहीं पहुँचतीं, और इन्हीं में 
वे नदियाँ बहती हैं ज्ञिनमें पिघली हुई बफ़ का पानी बह कर नीचे 
मेंदानों में आता है। इन सकरी गहरी घाटियों में गरमी बहुत है ; 
बाँस ओर उष्ण कटरिवन्ध के अन्य वृक्ष थेंदा होते हैं। आगे ऊँचे पर 
चल कर हमको बड़े जंगल मिलते हैं। इनमें से बहुत से पेड़ बल्दत 
ओर चीड़ के हैं जो ठंडी जलवायु में बहुत अच्छी तरह फूलते फलते 
हैं। इनके आगे हमको नीची फराडियाँ और छोटी घास मिलती हैं । 
ओर भी ऊंचे चल कर न कोई वनस्पति, ओर इसलिए न कोई जीव 
जन्तु ही मिलता है, ओर शान्तिमय तुबार का अखण्ड राज्य आरम्भ 
हो ज्ञाता है। संस्कृत में हिमालय शब्द का अर्थ “हिम का घर! है। 
चारों ओर हमको खच्छ एवेत त॒षघार ओर चमकीली बफ के अतिरिक्त 
ओर कुछ नहीं दिखाई देता । यहाँ की ऊँची चटियल चोटियाँ खच्छ 
आकाश से यातें करती हुई मालूम होती हैं। परन्तु हिमालय पर्वत 
की तीन मुख्य श्रेणियों के अतिरिक्त इनके पीछे ओर भी कई पवेत 
श्रेणियाँ हैं। इनको हम दूरस्थ हिमालय कह सकते हैं। इनमें से 
कुछ तो भारतवर्ष में हैं, ओर कुछ उसके बाहर हैं। नक़शों में 
प्राय: उनके नाम दिये होते हैं---कंलाश या गंगरी पर्चेत, कराकोरम 
पर्वत जिसकी सबसे ऊँची चोटी ग।डविन आस्टिन है, क्रीनलन पवेत 
ओर हिन्दूुकुश की विशाल श्रेणी । इन गगनचुम्बी पवेतों को अब तक 
बहुत ही थोड़े मनुष्य पार कर पाये हैं, ओर इनकी चोटियों पर चढ़ने 
का तो बहुत हो कम लोगों ने साहस किया है। 

हिमालय के काये । ये सभी पर्वत जिनका वर्णेन ऊपर 
हो चुका है भारतवर्ष के लिए बहुत काम के हैं, और हमें यह जानना 
चाहिप कि वे हमारे लिए क्या काम करते हैं । 


८६ भारत-साम्नाज्य ओर लंका 


१--ये पवत वर्षा को रोक देते हैं। इसका आशय यह हैं कि ये 
वर्षा के उन बादलों को जो मोसिमी हवाए हिन्द्महासागर से लाती 
हैं भारतवर्ष के बाहर नहीं जाते देते। ये पर्वत इतने ऊंचे हैं कि 
बादल उनके पार नहीं जा सकते ओर इनको पार करने के प्रयत्न में वे 
अपनी तरी को छोड़ने के लिए बाध्य हो जाते हैं, जो वर्षा या 
तुषार के रूप में गिर पड़ती है। नक़शे को देखने से माल्दूम हो 
सकता है कि इससे क्या अन्तर हो जाता है। हिमालय के दक्षिण की 
ओर जहाँ मानसून से वर्षा होती है हमको बहुत सी नदियाँ ओर 
उपजाऊ मेदान देख पड़ते हैं। इन मेदानों में अनेक बड़े बड़े नगर 
ओर सेकड़ों गाँव हैं जहाँ लाखों आदमी निवास करते हैं। हिमालय 
के दूसरी ओर जहाँ मानखून हवाएँ नहीं पहुंच सकतीं, बहुत कम 
नदियाँ और बहुत थोड़े से बिखरे हुए गाँव देख पड़ते हें। वहाँ 
तिब्बत के देश में बहुत कम खेती होती हे । वहाँ मनुष्य भी बहुत 
थोड़े रहते हैं, जिनमें अधिकांश बिना घरबार के गड़रिये हैं। 
भारतवष का यात्री तो यहाँ आकर कदाचित यह विचार करने 
लगेगा कि में दूसरी दुनियाँ में आगया हू । 

ये पर्वेत बड़ी नदियों के जन्म-स्थान हैं, ओर हिन्दुस्तान के बड़े 
मदान के लिए पानी के बहुत बड़े कोप का काम देते हे। हम इन्हें 
बादलों के पानी के लिए “प्रर्ति का विशाऊ बाँध' कह सकते हैं । 
जड़े के दिनों में ये ऊचे पर्वत तुपार से ढके रहते हैं। बसन्‍त 
ऋतु, में जेसे ज़से सूयथ की गरमी अधिक होती जाती हे, यह तुषार 
पिघलता है और इसका पानी नदियों में भर जाता है। तुषार बफ़े 
का ही एक रूप हे। यदि मुट्ठी में तुषार दबाया जाय तो वह कड़ा 
होकर बफे हो ज्ञायगा । अब देखो, इन पर्वेतों के ऊँचे ढालों ओर 
घाटियों पर इतना तुषार गिरता है कि सू्य की गरमी उसे नहीं पिघला 
सकती | प्रति वर्ष तुषार अधिकाधिक बढ़ता ही जाता है। जब 


भारतवर्ष ओर ब्रह्मा के पव॑त ८७ 


श्रफ की यह चादर घाटियों में धोरे ध्रीरे सरकती है, तो वह एक 
प्रकार की बफ़ की नद्‌ं बन जाती है, जिसे “लेशियर” कहते हें। 
नीची ओर गरम घारियों में पहुँच कर ये ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, 
ओर पानी नदियों में बहने लगता है। गंगा नदी एक ऐसो ही 
बर्फोली ख्वोह से बहतो है, जिसे 'गो-मुखी' कहते हैं। इस प्रकार 
हिमालय के दल्षिणी ढालों पर तुषार, गलती हुई बफ़े ओर भारी 
वर्षा से बड़ी नदियाँ बनती हैं। भारतवछ के लिए यह बड़े सौभाग्य 
की बात है कि हिमालय के उत्तरी और दक्षिणी दोनों ढालों पर सारा 
मेह जो वरसता है और सारा पानी जो तुषार ओर बफ़ के पिघलने से 
बनता है अन्त में भारतवर्ष में ही आता है। नकरशे को देखने से 
मात्यम होता है कि दो बड़ी नदियाँ भुजाओं की तरह इन पवेतों को 
पूणे रूप से घेरे हुए है, जिससे तनिक भी पानी और कहीं नहीं जा 
सकता। ये नदियाँ (सनन्‍्ध आर ब्रह्मपुत्र हैं। ये दोनों ही 
हिमालय की दक्षिणी श्रेणी के पोछे से आती हैं, और इनके उद्गम 
पवित्र मानसरोबर कील के निकट हें। सिनन्‍्थ नदी पहले उत्तर- 
पश्चिम की ओर बहती है, फिर नंगा पर्वेत की चोटी के पास पहुँच 
कर पएक-दम घूम जाती है, ओर इसके उपरान्त मैदानों को पार करती 
हुई करोब करीब दक्षिण की ओर वह कर महासागर में गिर पड़ती 
है। इसके विपरीत, ब्रह्मप॒त्र नदी हिमालय के पीछे पीछे पूचे की ओर 
बहती है ओर फिर भारतवष में घुसने से पहले इन पतेतों के पूर्वों 
सिरों पर एक-दम से घूम जाती है। इस प्रकार हिमालय पर्वेत का 
पानी बच कर ओर कहीं भी नहीं जा सकता--अन्त में सारा पानी 
नदियों द्वारा भारतवर्ष में हो आता है। विचारों तो सही कि कल 
को यदि सिन्‍ध नदी अपना विचार बदल कर अफग़ानित्तान में बहने 
लगे, या ब्रह्मपुत्र नदां पूर्व में चीन की ओर चली जाय, तो कितना 
महान्‌ अन्तर हो ज्ञायगा ! 


८८ भारत-साप्राज्य ओर रूँका 


परन्तु अन्य नदियाँ भी हैं जो निकट के मागे से हिमालय के 
तुषार तथा बफ़े का पानी और चर्षा को भारतवर्ष में ले आती हैं। 
नकशे से पता लगता है कि सतलज नदी तिब्बत में मानसरोचर 
कील से निकल कर पहाड़ी घाटियों में बहती हुई मैदान में उतरती है । 
घाधघरा नदी भी उसी स्थान से निकल कर हिमालय की श्रेणियों को 
पार करके दूसरी ही दिशा में प्ेदान में बहती हैे। अन्य नदियाँ 
हिमालय के पीछे से नहीं निकलतीं, किन्तु उन्हीं के बीच से निकलती 
है ओर भारतवर्ष में पानी लाती हैं। इस प्रकार पश्चिमी भाग में 
पंजाब की नदियाँ, *ेलम, चिनाब, रावी ओर व्यास सभो सिन्ध 
नदी में पानी ले जाती हैं। दुरवत्तों हिन्दुकुश के ढालों से काबुल 
नदी निकलती है। हिमालय की श्रेणियों के बीच में विशाल गंगा 
का उद्गम एक ग्लेशियर में है। यह नदी शिवालिक की पहाड़ियों 
को तोड़ कर मैदान में उतरती है। इसकी सहायक यप्ुना, रामगंगा, 
ताप्ती ओर गंडक भी हिमालय के उसी भाग से पानी छाती है। 
आगे पूर्च में चल कर टिस्टा नदी ओर अन्य सहायक नदियाँ हैं, जो 
इन पवेतों की वर्षा को ब्रह्मपुत्र नदी में ले जाती हैं । 

इन सब बातों से हम समभक सकते हैं कि भारतवष के प्रैदानों 
को सींचने के लिए हिमालय पवेत से नदियाँ कितने अधिक परिमाण 
में पानी लाती हैं | 


३--परन्तु वर्षा को बाहर जाने से रोकने के अतिरिक्त हिमालय 
पवेत ओर भी काम करते हैं। वे ठंडी हवाओं को भी यहाँ आभाने से 
रोक देते हैं। इस प्रकार वे वर्षा और वायु दोनों ही को रोकते हैं । 
हिमालय पर्वत के पीछे तिब्बत का पठार भारतवषे के मैदानों से २०० 
मील से कम दूरी पर है। परन्तु जाड़ों में वहाँ की जलवायु बिलकुल 
ही भिन्न होती है। उत्तर से अत्यन्त शीतल वायु के म्होंके आते हैं, 


भारतवर्ष ओर ब्रह्मा के पर्वेत ८६ 


नदियों का पानी जमकर बफ़ हो जाता है, ओर मनुष्य भेड़ की मोटी 
खालों को ओढ़ कर इधर उधर आते जाते हैं। जब तक ऐसा 
मौसिम रहता है किसी प्रकार-की भी फसल नहीं उडगती | हिमालय 
पवेत उत्तर की इन ठंडो हवाओं को नहीं आने देते हैं, और इस प्रकार 
हमारे यहाँ साल मर बरशावर फसलों को पेदा होने देते हैं । 


४--हिमालय पर्वत एक काम ओर भी करते हैं। वे भारतवष 
के मनुष्य ओर देशों को दूसरी ओर के मनुष्य और देशों से अलग 
करते हैं, और वे सदा से यह काम करते आये हैं। हिमालय की 
विशाल बाधक दीवार को आज़ तक कोई सेना नहीं पार कर सकी 
है। उसमें केवल थोड़े से ही दुर्गम दरें हैं ओर थे भी वर्ष के कई 
महीनों तक तुपार ओर बर्फ से ढके रहते हैं। सड़क अथवा नदियों 
पर पुल बिलकुल नहीं है। इस प्रकार भारत-सरकार को भारत की 
उत्तरी सोमा पर सिपाहा ओर तोंप रखने का व्यय बच जाता है। 
अनेक भारतवासो संसार के दूरवतों भागों की यात्रा कर चुके हैं । 
परन्तु, कितनों ने तिब्बत को सर की है ? भारतवासियों की हिमालय 
के दूसरी ओर की भूमि के विषय में सदा बहुत कम मात्यूम रहा है, 
परन्तु फिर भी हवा में दूरी के हिलाब से कलकत्ते से सॉँपू नदी के 
उस पार स्थित तिब्बत की राजधानी लासा कानपुर को अपेक्षा 
अधिक निकट है। कुछ वीर यात्रियों के ही द्वारा उस देश और 
उसके निवासियों का बहुत थोड़ा सा हाल हम जान पाये है। 
सन्‌ १६२७४ के पेवेरेस्ट के आरोहक-दुल को तिब्बत वालों ने अपने 
देश में घुसने दिया, ओर उनको अपने मठों में ठहरने की आज्ञा दी । 


फसलें । हम खुगमता से अनुमान कर सकते हैं कि इन 


पर्चतों पर बहुत कम फसलें पेदा होती हैं। उँची चोटियों पर तो 
अवश्य ही ठंड के मारे कुछ भी नएीं पंदा हो सकता। हिमालय के 


0 


भारत-साप्राज्य ओर लंका 





के ठालों 
पर चावल किस प्रकार डगाया जाता है 
| 


तक 


भारतवर्ष ओर ब्रह्मा के पर्वत ६१ 


आगे के प्ेतों पर जहाँ मौसिमी हवाए नहीं पहुचतीं बहुत कम तरी 
है, जिससे पथेतों के ढाल सूखे हैं। हिमालय में पहाड़ियों के ढालों 
को काट कर चौड़ी सीढ़ियाँ बना ली गई हैं, ओर वहीं थोड़ा सा घान 
पैदा हो जाता है। भेड़ों ओर गायों के लिए कहीं कहीं चर-भूमि हैं, 
ओर पहाड़ों पर देवदार और चोड़ के पेड़ पेदा होते हैं। परन्तु याद 
रहे पहाड़ी प्रान्त का बहुत कम भाग जोता-बोया जाता है। वहां 
बहुत थोड़े मन॒ष्य रहते हैं; ओर नगर भी बहुत थोड़े हें। 
पश्चिम में जहाँ दक्षिण की ओर मध्य की श्रेणियाँ एक दूसरी से अलग 
होती हैं कश्मीर की सुन्दर घाटी है, जिसमें फ्लम नदी बहती है। 
श्रीनगर नाम का सुन्दर नगर उसी के किनारे पर बसा हुआ है। 
सारे पहाड़ी प्रान्त में केवल यही एक बड़ा नगर है। यह इसलिए 
प्रखिद्ध है कि यह भारतवष के मैदानों से उत्तरी कश्मोर ओर तिब्बत 
को जाने वाले व्यापारिक मार्गों का केन्द्र हे। परन्तु हिमालय के निचले 
ढालों पर कई छोटी छोटी पहाड़ी बस्तियाँ हैं, जहाँ गरमी फे 
मोसिम में योरुप चाले और हिन्दुस्तानी सपरिवार जा सकते हैं। 
इनमें शिमला खब से प्रसिद्ध हे, क्योंकि वायसराय अथांत बड़े लाट 
ओर भारत-सरकार के मुख्य पदाधिकारी वहाँ गरमियों में रहते हैं। 
नकशी में निम्नलिखित स्थान भी दिये हुए हैं--मरी, मंखूरी, नेनीताल 
ओर दाजिलिंग। 

अन्य पवत्‌ | अब हम अन्य पहाड़ी श्रेणियों का वर्णन पढ़ेंगे, 


जो भारत-सप्नाज्य की प्राकृतिक सीमा बनाते हें | 


उत्तर-पश्चिम में--सुलेमान ओर किरथर पहाड़ । 
यदि हम हिमालय पवेत से इन श्रेणियों की तुलना करं तो कुछ बात 
पक सी मिलेंगी। हिमालय की नाई' थे भी एक श्रेणी नहीं हें । 


६२ भारत-साम्राज्य ओर लंका 


नकशे से मालूम होता है कि सिन्‍्ध नदी के मैदान ओर अफगानिस्तान 
तथा बलूचिस्तान देशों के बीच में सुलेमान ओर किरथर पदतेतों की 
कई समानान्‍्तर श्रेणियाँ खाई की तरह चली गई हैं । 


परन्तु इसके भतिरिक्त अन्य सभी बातों में ये पर्वत हिमालय से 
बिलकुल भिन्न हैं :-- 


१--ये भिन्न दिशा में जाते हें, अर्थात्‌ करीब क़रीब उसर ओर 
दक्छखिन की ओर। ये लम्बाई में भी कम हँ; इनके हारा बहुत 
थोड़ी ही सीमा बनती हे । 


२--ये इतने ऊँचे भी नहीं हैं। इसलिए ये भारतवर्ष में हवाओं 
को आने से नहीं रोक सकते। गरमभियों में पच्छिम से गरम हवाए 
इनका पार कर के भारतवषे में आ जाती है । 


३--ये पंत मोसिमी हवाओं के मार्ग से बिलकुल अलग हैं, 
ओर इसलिए, हिमालय पर्वत के विपरीत, ये बड़ी नदियों के जन्म- 
स्थान नहीं हैं। नकशे से पता लगता है कि इन पवेतों से बहुत 
कम नदियाँ भारतवष्े में आती हैं। उनमें से एक भी न उतनो बड़ी 
है ओर न उतनी उपयोगी है जितनी हिमालय से निकलने वाली 
नदियाँ, जिनका वर्णन हम ऊपर कर चुके हें। काबुल नद्दी और 
उसकी सहायक नदियाँ दूरवर्तोीं हिन्दुकुश परत की गली हुई तुषार 
से अवश्य कुछ पानी सिन्ध नदी में लाती हैं। परन्तु आगे दक्षिण 
में चछ कर सिंध नदी की सहायक केवल छोटो छोटी पहाड़ी नदियाँ 
हैं, जो वर्ष के अधिकांश भाग में सूखी सी रहती हैं। यही कारण 
है कि हिमालय के विपरीत, ये पर्वत वनस्पति रहित हैं। जाड़ों में 
यहाँ अफगानिस्तान से ठंडी सूखी हवाए चलती हैं और गरमियों में 
इन पर बहुत कम वर्षा होती है। हिमालय की तसवीरों में पहाड़ियों 
के हालों पर विस्तृत जंगल देख पड़ते हैं, परन्तु अफ़ग़ानिस्तान और 


भारतवर्ष ओर ब्रह्मा के पव॑त ६३ 





जज ज्ि जि आल नननस नकल लत 
कक जनक जकक >> नन»-+म-+क नाकाम ने -“ाक्‍2%+९-०-०० 
जलन निज बलिज--++०+-+त+त७ज - “न जिनना«-.क्‍..3+%+_जन०-++कन ५-०७ -+०७३+»+०»४+०५५५»/क७५ 3५४ न१४)७»१५५ ५७५४०)» कन०७ >काक»५०१५ वी कनान+-५७4>%क+ ५५५३ 





तशरहित ज़ेबर को घारी का भाग | 


६७ भारत-साप्राज्य ओर लंका . 


बलूचिस्तान की तसवीरों में पेड़ या घास मुश्किल से दिक्लाई देती है, 
ओर केवल थोड़ी सी भाड़ियाँ ही देख पड़ती हैं। खेती-बारी केवल 
घाटियों में होती है। ु 

४-ये पेत हिमालय की अपेक्षा बहुत नीचे हैं, और इसलिए 
बड़ी सुगमता से पार किये जा सकते हैं। इनमें कई दर्रे हैं जिनमें 
हो कर अफगानिस्तान ओर बलूचिस्तान से भारतवर्ष में आने जाने 
की राहें हें। अच्छे नकशे में इनमें से कुछ दर्र दिखाये ज्ञाते हैं, ज़ेसे 
बोलन, गोमल, टोची ओर खेबर जो सुलंमान के उत्तर में हैं। 
भारत की इसी सीमा पर बैरियों से बहुत रक्षा होनी चाहिप | 
यही कारण है कि इन पतवेतों में या इनके निकट अनेक किले हैं, ओर 
पेसे बहुत से स्थान हैं जिनकी क़िलेबन्दी हो रही है। क्वेटा बहुत 
ऊँचे पर पहाड़ों में है, जिनके नीचे क़न्घार से आने वाला मागे है। 
इस स्थान पर बड़ा मज़बूत किला है, ओर यह अफ़ग़ानिस्तान से 
बोलन दर्रे को आने वाले मार्ग की रक्षा करता है। पेशावर काबुल 
को जाने वाली मुख्य राह पर ख़बर दर्रे के निकट है। इसलिए, 
लड़ाई के दिनों में युद्ध की दृष्टि से और शान्ति के दिनों में व्यापार 
की ट्रष्टि से इसका महत्व बहुत है। यह दर्रा संसार में सब से 
अधिक महत्वशाली है। इसी प्रकार के तीन और छोटे स्थान को- 
हाट, बन्न, ओर डेरा इस्माइलखाँ है। 

इतने अधिक प्ेत ओर इतनी कम वर्षा होने के कारण भारतवर्ष 
के इस भाग में बहुत कम मनुष्य रहते हैं। बम्बई या कलकते में 
सारे बलृचिस्तान की अपेक्षा अधिक मनुष्य रहते हें। घाटियों में 
मनुष्य जो पैदा करते हैं। परन्तु यहाँ की डरावनी जातियों के मुख्य 
व्यवसाय ये हैं-भेड ओर ढोर चराना, ऊंँटों के गलले रखना, और 
ज़ब कभी अवसर मिल जाय थोड़ी बहुत लूट-मार कर लेगा। यहाँ 
न स्कूल हैं'न कालेज, ओर न अस्पताल है । 


भारतवर्ष ओर ब्रह्मा के पर्वत ध्५ु 


पूव 2 पहाड़ । ब्रह्मा की सारे पूर्धों सीमा पर नकशे में 
पहाड़ और घाटियाँ बनी हुई हैं। उत्तर में इनकी समानान्‍्तर 
श्रेणियाँ उत्तर-दक्षिण चली गई हैं। यहाँ उनके पठार बन गये हैं 
जिनको तनासरिम योमा कहते हैं ओर जो मलय प्रायद्वीप में दक्षिण 
तक चले गये हैं। नकशे में पटकाई पर्चेत नाम की एक ओर श्रेणी 
दिखाई गई है जो हिमालय के पूर्वी सिरे से दक्षिण-पश्चिम की ओर 
जाती हैं। छूशाई की पहाड़ियाँ, जिसको समानान्‍्तर श्रेणियाँ दुर 
तक चली गई हैं, इसी के सिलसिले में हैं। पटकाई ओर द्ूशाई 
पहाड़ियाँ को याद रखना बहुत आवश्यक है, क्‍योंकि ये भारतवष को 
प्रह्मा के सूबे से अलग करती हैं ओर ब्रह्मा भारत-साम्राज्य का भाग 
है परन्तु भारतवर्ष का नहीं। ब्रह्मा का वर्णन हम आगे चल कर 
पृथक रूप से पढ़ें गे । 

ब्रह्मा के पूछे ओर उत्तर-पश्चिम में स्थित ये पर्वेत-श्रेणियाँ इतनी 
महत्वपूर्ण नहीं हैं. जितने हिमालय पर्वेत। प्रथम तो ये इतनी 
रुकावट नहीं डालतीं, क्‍योंकि शान को पहाड़ियों को पार करके चीन 
से ब्रह्मा में आना बहुत कठिन नहीं है, और टद्दुओं के काफिले बहुधा 
एक देश से दूसरे देश को पहुँच जाते है। परन्तु पटकाई और 
लूशाई पहाड़ियों द्वारा भारतवष के निवासी ब्रह्मा के रहने वालों से 
रक्त, भाषा, रोति-रिवाज्ञ और धर्म आदि सभी बातों में बिलकुल 
पृथक रहे हैं। किन्तु याद रहे कि पूव के प्वेत ओर पटकाई तथा 
लूशाई पहाड़ियाँ सभी से एक बड़ा लाभ यह है कि थे नदियों के 
जन्म स्थान हैं, क्योंकि इन पर्वेतों पर वर्षा अधिक होती हे । इराचदी 
ओर उसकी मुख्य सहायक छिन्द्विन इन पवेतों का पानी समुद्र को 
ले जातो हैं। खुलमान पवेत के विपरोत, ये श्रेणियाँ बहुत कम 
देखी-माली गई हैं, ओर यहाँ भारी वर्षो के कारण जंगल भी बहुत हैं । 
केवल थोड़ी स्री जंगली जातियाँ यहाँ रहती हैं। इनके गाँव जंगलों 


हट भारत-साम्राज्य ओर लंका 


के बीच में होते हैं ओर इनका मुख्य व्यवसाय घाटियों के ढोरों का 
चराना है। यहाँ न गढ़ हैं, न नगर हैं। 

अब हमने उस सारे पर्वेतमय देश का वर्णन पढ़ लिया, ज्ञो भारत- 
साप्राज्य की थल-सीमा पर हैे। हमने यह देखा कि संसार के अन्य 
भागों के पर्वेतों की भाँति यहाँ भी खेतीबारी बहुत कम होती है। 
इसलिए यहाँ बहुत कम मनुष्य रहते हैं और नगर भी बहुत कम हैं-- 
केवल हिमालय पर्वेत की नीचो श्रेणियों पर कुछ पहाड़ी स्थान हैं 
और सुलैमान पर्चतों में तथा उनके निकट कुछ किले हैं। हिमालय 
और ब्रह्मा के पवेत इसलिए बहुत उपयोगी हैं कि उनमें से नदियाँ 
निकलती हैं। ये भारत साप्राज्य के भिन्न भिन्न सूबों में होकर 
बहती हैं, उनको सोंचती हैं ओर उत्तम जल-मार्गों का काम देती हैं। 
उत्तर-पश्चिम का पहाड़ी प्रान्त ( अर्थात्‌ खुलेमान और किरथर ) एक 
ओर दवृष्टि से सी उपयोगी है। वह यह है कि ये पर्वत बैरियों से 
भारतवष की रक्षा के हेतु प्राकृतिक रुकावट का काम देते हें। 
भारत-सरकार इनके दरों की रक्षा ओर क्षिलेबन्दी के द्वारा भारतवर्ष 
के द्वारों को बेरी के समक्ष बन्द कर सकती है। 

पवतों पर जीवन । पघंतों के रहने वाले प्ैदानों के 
निवासियों से बिलकुल भिन्न दवोते हैं। प्रथम तो वे गहरी तंग घारटियों 
ओर तेज़ पहाड़ो नदियों द्वारा एक दूसरे से अलग रहे आते हैं ; 
जिससे वे बैदानों के निवासियों की भाँति, आपस में न एक दूसरे से 
खतंत्रतापूर्वक मिल सकते हैं, और न इकट्ठे होकर एक मन्दिर में 
पूजा कर सकते हैं और न एक मंडी में मिल-ज्लुल सकते हैं, न नगर 
बसा सकते हैं ओर न एक से रीति-रिवाज व क़ानून बना सकते 
हैं। इसी प्रकार उनकी भाषाएँ एक दूसरे से भिन्न हैं। भारतव्षे 
के शेष भाग में प्रत्येक भाषा बहुत बीच में बोली जाती है। परन्तु 
पर्वतों में कभी कभी यहाँ तक होता है कि एक घाटी के रहने वालों 


भारतवर्ष ओर ब्रह्मा के पर्वेत ६७ 


की भाषा निकट की दूसरी घाटी के निवासियों की बोली से बिलकुल 
अलग होती हे । 

पवेतों में रहने वाली सभी जातियाँ केवल एक दुसरे से ही 
प्रथक नहीं होती, किन्तु संसार के शेष भाग से भी अलग होती 
हें। इसका फल यह होता हे कि वे प्रायः अद्धं-सभ्य और पुराने 
रीति-रिवाज़ों के मानने वाली होती हें; नये ओज़ार या मशीनें 
और काम करने के नये ढंगों के जानने ओर प्रयोग करने में उनको 
बहुत समय लगता है। 

दूसरी बात यह है कि, पर्वेत-वासियों का जीवन गैदान के रहने 
बालों की अपेक्षा अधिक श्रमपू्ण हाता हे। जलवायु भी अधिक 
ठंडी होती हे। जहाँ कहीं वे जाते हैं उनको सपाट ओर पथरीले 
ढालों पर चढ़ना उतरना पड़ता है, और जंगली पशुओं का शिकार 
करने के लिए, या अपने पशुओं की देखभाल करने के लिए उन्हें 
भयानक मार्गों में हो कर आना-जाना पड़ता है। उनका देनिक 
काये भी कठिन होता है, क्योंकि जिस मिट्टी पर उनकी थोड़ी सी 
फसलें पेंदा होती हैं वह चटियल और कम गहरी होती है। कभी 
कभी अपने खेतों ओर बागों के लिए उन्हें नीचे की घाटियों से ढी कर 
ऊपर मिट्टी ले जानी पड़ती हे। परन्तु इस प्रकार के जीवन से थे 
वीर ओर बलिए्ट हो जाते हें। इस प्रकार वे नीचे चोरस मैदानों के 
निवासियों से भिन्न होते हें, जिनका जीवन न उतना कष्टमय होता हे 
ओर न जिन्हें फसल पेदा करने में ही विशेष कठिनाई होती है । 

- भारत-साघ्राज्य के सारे पहाड़ी प्रास्त पर, पश्चिम में किरथर 
पहाड़ से पूछ में ब्रह्मा के योमा पव॑तों तक अनेक पहाड़ी जातियाँ हैं । 
उनमें से वहुत सी न हिन्दू हैं, न मुललमान | वे वृक्षों, चद्दानों ओर 
नदियों में रहने वाले भूत-प्रेतों की पूजा करती हैं। उनके रीति- 
रिवाज और पहिनावे हम से बिलकुल भिन्न हे। अनेक जातियाँ उन 


..0.--१7 


६८ भारत-साम्राज्य ओर लंका 


फलों और कन्व-मूलों को खरा कर जीवन व्यतीत करती हैं, जो जंगलों 
में पाये जाते हैं। कदाचित्‌ ही कोई लिखना पढ़ना जानता हो | 

परन्तु पहाड़ों के निवासी प्रायः घीर ओर भयावह हुआ करते हैं । 
सिन्ध नदी की घाटी के पश्चिम में रहने वाले बलूची और पठान उतने 
ही शुष्क ओर असम्य होते हैं जितने वे तृण-रहित ओर ऊचे नीचे 
पर्वत जिनमें वे खयं रहते हैं। नेपाल के ग्रोरखा भी बड़े लड़ाके 
होते हैं। उनमें से अनेक भारतीय सेना में सिपाही का काम करते 
हैं। ब्रह्मा की लूशाई पहाड़ियों और योमा पवेतों के ऊपर अनेक 
अद्धे-सभ्य जातियाँ हैं, जो अपने प्वतों ओर जंगलों के कारण भैदानों 
के निवासियों के क़ानून ओर कलाओं से आज़ तक अनभिन्नष रही हैं। 
पक गाँव या घाटी के छोग प्राय: दूसरे गाँव या घाटी के निवासियों 
से लड़ते भिड़ते रहते हैं, और उन्हें मार डालते हैं । 


प्रश्ष 
१--हिमालय पवत का संक्षिप्त वणशन लिखो, जिसमें निम्नलिखित बातें 
बतलाओ :--(क) उनको स्थिति, (ख) उनका चिर्तार, (ग) उनकी वनस्पति ! 


--कारण बताझो-- 
हिमालय के निवासी सभ्यता में पिछाड़ी हैं । 

(२) इन पचतों के क्षेत्रफल के विचार से यहाँ बहुत कम मनुष्य रहते हैं। 

(३) उत्तर की योर स्थित तिब्बत का क्षेत्रफल ४,६३,००० वरोेमील है झोर 
उसकी जनसंख्या ६! लाख है, परन्तु दक्षिण में गंगा की घादी का ज्ेत्रफल 
२,१०,००० वगमील है आर बहाँ की जनसंख्या क़रोब १२ कराड़ हे। 

(४७) हिमालय पर मज़बूत क़िले नहीं हैं । 

३--हिमालय परत से भारतवर्ष को कोन कोन से लाभ हैं ? 

--छुलंमान पर्चत हिमालय से ओर ब्रह्मा के पर्वतों से किन किन बातों में 
भिन्न है 

--मैदान-खंड में घिंघ नदी में दायीं ओर केवल छोटी छोटो सहायक ही 
क्यों मिलती हैं ? 


ज्ञध्याय ८ 
भारतवष का बड़ा मेंदान 


भारतवर्ष का मेद्ान--अब हम भारतवषधे के ऐसे भाग का वणन 
करगे, जा पहाड़ी प्रान्त से प्रत्येक बात में बिलकुल भिन्न है। इस 
भाग को “गंगा-सिंध का बड़ा मैदान' कहते हैं | 


सीमाए ॥ इसके पश्चिम में नमक की श्रेणी तक जहाँ सिंध 
नदी मैदान में उतरती हे, किरथर ओर झुल्मान पवेत हैं। इसके 
उत्तर में हिमालय पर्चेत की विशाल श्रेणी है, जो नमक के पहाड़ से 
उस स्थान तक सीमा वनाती है ज्ञहाँ ब्रह्मपुत्र दी आसाम की घाटी 
में डतरती हैं। पूब में यह श्रेणी खासा और लूशाई पहाड़ियों के 
बीच में सुरमा ओर बारक की घारियों तक चली गई है। यदि हम 
एक रेखा खम्भात की श्वाड़ी के सिरे से देहली के निकट अरावर्ल! 
पहाड़ियों के उत्तरी सिरे तक खींचें, ओर वहाँ से एक वक्र रेखा 
यमुना और गंगा के ठीक दक्षिण में होती हुई गंगा के डेल्टा तक 
खींचें, तो रोष सीमा बन जाय। पच्छिम में ग्रैदान का समुद्री 
किनारा सिंध नदी के चोरस डेंढड्टा ओर कच्छ तथा काठियावाड़ के 
निचले प्रायद्वीपों से बना हुआ है। इसका पूर्वों समुद्री किनारा 
ब्रह्मपुश्र ओर गंगा का चोरस डंढ्टा है। इस प्रकार भारतथघे के 
मैदानी प्राम्त के सभी ओर पहाड़, पहाड़ियाँ ओर समुद्र हैं । 

देश का यह भाग उस कीचड़ मिट्टी से बना हुआ है जो अनेक 
नदियाँ आसपास की ऊँची भूमि--विशेषकर हिमालय पवेत-...से 
बहा कर लाई हैं। सहस्त्रों वर्षों से इन पर्वतों की चट्टानों को पाला 


१०० भारत-साम्राज्य ओर लंका 


तोड़ता रहा है, ओर इनके ढालों को बफ़ घिसती रही हैं; गलती 
हुई बप्छे का पानी ओर अधिक वर्षा ने उन बड़ी नदियों को बना 
दिया है जो इनके सपाट ढालों से कीचड़ मिट्टी छाती हुई बड़े वेग से 
दोड़ कर मेंदान में उतरती हैं। नदियाँ इस मिद्ठी को प्रति वर्ष बड़े 
मेदान पर फेला देती हैं, ओर कुछ अंश को समुद्र में ले जाती हैं- 
एक आर सिन्ध नदी के मुहाने पर, ओर दूसरी ओर गंगा नदी के 
मुहाने पर। हमको आगे चल कर माल्म होगा कि भारतवर्ष का 
यह सब से अधिक महत्वपूर्ण प्रान्त है। इसलिए इसके विषय में 
हमको कुछ विश्येष बातें अवश्य याद रखनी चाहिएँ । 

१--भारतच्ष के शेष भाग की तरह इस विशाल मेदान की 
जलवायु भी गरम है, और इसको अनेक नदियाँ सींचतो हैं। गंगा, 
बहापुत्र ओर सिनन्‍्ध तथा अन्य अनेक छोटी नदियाँ भिन्न भिन्न 
दिशाओं में इस मैदान में बहती हैं। गरम जलवायु ओर अनेक 
नदियों के कारण यह प्रान्त बहुत उपज्ञाऊ है । 

४--यह बड़ा #द्वान बहुत चोरस हैं। हम इस चोरस घाटी को 
गंगा के डेढ्टा से सिन्ध के डेढ्टा तक बीचों बीच में होते हुए पार 
कर सकते हैं, परन्तु माग में कोई छोटी सी पहाड़ी या ७०० फुट से 
अधिक ऊँचाई की धरती भी न मिलेगा। इस प्रकार आगरे का 
नगर, जो दोनों डेब्टाओं के बीचों बीच में पड़ता है ओर जो नदी के 
मारग से समुद्र से १,३०० मील दूर है, समुद्र से केवछ ५०० फुट ऊँचा 
हं। इसके चोरस होने से हम इस मेदान के विषय में कई आवश्यक 
बातें बतला खकते हैं | 

(अ) प्रथम तो मेंदान के बोरस होने के कारण नदियाँ बहुत 
घोरे घीरे बहती हैं। नकशे से यह बात बिलकुल स्पष्ट है, क्‍योंकि 
हम देखते हैं कि अनेक नदियाँ साँप को तरह इधर डर घूमती है ; 
ओर जब पानी ऐसा करता है तो यह इस बात का पक्का प्रमाण है कि 


भारतवफू का, बड़ा मैदान १०१ 


यहाँ धरती चोरस है। गरम देश में ध्रीमी बहने वाली नदियों से 
एक लाभ यह है कि समुद्र में बहुत जल्दी दोड़ जाने के बदले इन्हें इस 
बात के लिए समय मिलता है कि इनका पानी मिट्टी में समा जाय 
ओर धरती को अच्छी तरह सींच दे। कुएँ सुगमतापूवेक खोदे जा 
सकते हें, क्योंकि पानी घरातल के निकट ही मिल जाता है। 
भारतवष के मेदानों के कुछ भाग चास्तव में बहुत डपजाऊ है। धोरे 
धीरे बहने वाली नदियों से दूसरा लाभ यह है कि वे खेई जा सकती 
हैं। वेग से बहनेवाली नदियों की अपेक्षा थीमी बहनेवाली नदियों में 
नावों का खेना सदा अधिक सुगम ओर सुरक्षित होता है । यहाँ की 
सभी नदियों पर नायथें चलती हें। चीन की यांग-टिसी-क्यांग नदी 
को छोड कर संसार भर में जितना माल गंगा नदी में नावों द्वारा 
आता-जाता है, उतना किसी भी नदी पर नहीं आता-जाता होगा। 

(ब) दूसरी बात यह है कि चौरस घरती पर रेलें ओर सड़क 
आसानी से बनाई जा सकती हें। इसलिए भारतवर्ष के किसी 
भी दूसरे भाग की अपेक्षा बड़े मेंदान में अधिक रेल ओर सड़क है । 
इसी प्रकार जहाँ घरती चोरस हांती है वहाँ नहरें सी खुगमतापू्वेक 
सोदी जा सकती हैं, और यही कारण है कि इस मेदान में बहुत सी 
नहरें हैं। संसार के किसी दूसरे देश में इतनी सिंचाई की नहरें न 
होंगी, जितनी इस मेदान के पश्चिमी भाग में हैं | 

३--चोरस होने के कारण घर्षा ओर नदियाँ मैदान को एक और 
ढंग से भी सींचती हैं। पहाड़ों से आने वाली सेकड़ों नदियाँ अपने 
साथ महीन रेत ओर मिट्टी ले आती हैं। बरसात के मोसिम में 
बाढ़ के समय नदियाँ इस मिट्टी को मेदान पर बिछा देती हैं, और 
उसके बहुत बड़े भागों को नई ओर उपजाऊ मिट्टी की तह से ढक देती 
हैं। हम को यह भी याद रखना चाहिए कि यह काय लाखों वर्षों 
से होता आया है, जिस से यह उपजाऊ मिद्दी अब बहुत गहरी दो 


१०२ भारत-साप्राज्य ओर लंका 


गई है। गंगा नदी के डेल्टा के कुछ भागों में इंज्िनियरों ने ५०० 
फुट की गहराई तक मिट्टी खोद डाली है, परन्तु उनको चट्टान और 
पत्थर नहीं मिले। कहा जाता है कि यदि कोई मनुष्य मेदान के 
आर-पार गंगा नदी के डेल्टा से सिन्‍्ध नदी के मुहाने तक यात्रा 
करे, तो उसे मागे में एक छोटा सा कड़ा पत्थर भी न मिलेगा | 

संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि भारतवर्ष का यह प्रान्त एक 
विशाल विस्तृत खेत हे। शताब्दियों से नदियाँ इस खेत पर माली 
का काम करती रहों हें। इन मालियों ने धरती को एक सा कर 
दिया हे, जिससे उसे जोतना और सींचना सुगम हो गया है; 
उन्होंने मिट्टी को ख़ुब मिला दिया है, ज्ञिसके कारण वह अधिक 
गहरी ओर उपज्ञाऊ हो गई है ; उन्होंने उसे ढोला और मुलायम कर 
दिया है, जिससे पौधे अपनी जड़ें खुगमतापूर्वक फेला सकते हैं ; 
बे उसे तर रखते है, और इसलिए पोधों को अपने लिए भोजन 
मिल जाता है| 


भारतवर्ष के चौरस मेदान से हम को उसका प्राचीन इतिहास 
बहुत कुछ समऋू में आ सकता हैं। यह इतिहास इस बात की 
कहानी है कि आक्रमण करने वालों के भंड के ऋूंड किस प्रकार 
अपने मध्य एशिया के उज्जाड़ पर्वतों ओर अपनी जल-विहीन सूखी 
भूमि को छोड़ कर दर्रों द्वारा आते थे, ओर लड़ते हुए सिंध नदी को 
पार करके उत्तरी भारत की बड़ी नदियों की उपज्ञाऊ घारियों में 
बस जाते थे। अत्यन्त प्राचीन काल से मनुष्य इन नवियों के किनारे 
अपने घर बताते आये हैं। जब जब नदियों ने अपने मार्गों को बदला, 
प्रनुष्यों को उन के साथ साथ ही चलना पड़ा। गंगा-सिंच के 
चौरस मेदान की कोई भी नदी ऐसी न होगी जिसने अपना मार 
कम से कम सो बार न बदला हो ; वह अपने पुराने मार्ग को छोड़ 
देती है, जो या तो धीरे घीरे सूख जाता है ओर या खास्थ्य के लिप 


भारतवर्ष का बड़ा मैदान १०३ 


हानिकारक दुलदुल बन जाता है। इस प्रकार इस सारे ही मैदान 
पर आजकल नवियों के किनारे हमको केवल बड़े बड़े नगर ओर 
गाँव ही नहीं दिखाई देते, परन्तु पुरानी बस्तियों के खंडहर, टूटे-फटे 
किले ओर उज़ाड़ नगरों को पंक्तियाँ भी देख पड़ती हैं, जहाँ किसो 
समय में प्राचीन नदियाँ बहती थीं। बहुत थोड़े दिन हुण सिंध नदी 
के किनारे पर मिट्टी और इंटों के ढेर के नीचे प्राचीन नगरों के खँडहर 
पाये गये हैं। वे उस पुरानी सभ्यता के स्मारक हैं, ज्ञो भारतवर्ष 
में सब से प्राचीन सभ्यता थी। अब हम इस बात को जानते हैं 
कि हमारे देश में सब से पहले सभ्य मनुष्य इस नदी के किनारे 
रहते थे। इसी प्रकार प्रासीन काल में सभ्य जातियाँ संसार की 
अन्य बड़ी नदियों के किनारे भी रहती थीं | 

बढ़े मेदान को चोरख घरती बहुचा सभ्यता की जन्मभूमि रही 
है। पहाड़ी प्रान्त के निवासियों के विपरीत, यहाँ के मनुष्यों को 
उपजाऊ मिद्ठटी, बहुत सा पानी ओर एक प्राकृतिक जल-मार्ग मिलते 
हैं। इस जल-मार्ग अथवा नदी पर वे खुगमतापूवंक एक स्थान से 
दूसरे स्थान को आ-जा सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं। उनकी 
संख्या बहुत शीघ्र बढ़ जाती है, क्योंकि मिट्टी से खाने की उत्तम 
फसल पेदा होती हैं। वे आपस में मिल कर सिंचाई के लिए नहर, 
तालाब आदि बना लेते हैं। उनके क़ानून ओर रीति-रिवाज एक 
से होते हैं, ओर उनकी भाषा भी एक ही होती है और वे अपनी 
भूमि की रक्षा के लिए मिल कर काम करते हैं। जेसा प्राचीन प्रन्थों 
से मालूम होता है भारतवर्ष को प्राचीन सभ्यता का मूल-स्थान 
उसके मंदान ही थे । 

यह भी याद्‌ रखने की बात है कि यह मदान बहुत बड़ा हे। 
यह भारतवर्ष के पुक-तिहाई क्षेत्रफल को घेरे हुए है ओर इस सारे 
देश फे दो-तिहाई मनुष्य यहाँ रहते हैं। डपजाऊ होने के कारण 


१०७ भारत-साम्राज्य ओर लंका 


इसमें आबादी भी बहुत घनी है, ओर अनेक नदियों, नहरों, सड़कों 
तथा रेलों द्वारा व्यापार भो खुगमतापूवेक हो सकता है। चॉँकि 
यह भारत-साप्राज्य का सब से उपयोगी भाग है, इसलिए इसे बड़ी 
सावधानी से अध्ययन करना चाहिए। 

नकशे से मालूम होता है कि इसमें दो ढाल हें--एक ओर के 
ढाल का पानी गंगा में जाता है ओर दूसरी ओर का सिन्‍्ध में। 
हम पहले गंगा के मेदान अर्थात्‌ पूर्वो मेदान का वर्णन पढेंगे । 


शभ 


१--भोगोलिक तथा जलवायु-सम्बन्धी कारण बताओ कि मंदानी प्रान्त 


भारतवष का सब से अधिक महत्वपूर्ण भाग क्‍यों है। 
२-पहाड़ के निवासियों का जीवन मेदान के निवासियों के जीवन से किस 


प्रकार भिन्न होता है ? 





जलवायु, फूसलें, नगर और व्यापौर 


पूर्वी मंदान | इस बड़े चोरस प्रान्त की जलवायु केसी है ? 
कक अयन रेखा इस में हो कर जाती है, इसलिए हम इसकी स्थिति से 
यह फल निकालते हैं कि गरमी के मोसिम में सूर्य दोपहर के समय 
करीब क़रीब सिर पर रहेगा, ओर जितना हम भीतर चलते जाय॑गे 
उतनी ही अधिक गरमी हमें मिलेगी। इसके विपरीत, जाड़े के 
मोसिम में वे भाग जो समुद्र से दूर हैं निकट के “भागों की अपेक्षा 
अधिक टंडे होंगे । 

परन्तु भारतवर्ष के किसी भाग की जलवायु के विषय में सब से 
अधिक महत्वपू्ण बात मानसून है। जेसा हम पढ़ चुके हें जून 
जुलाई, अगस्त और सितम्बर के महीनों में मेह से खब भरे हुए बादल 
बंगाल की छ्ाड़ी से दोड़े चले आते हैं। वे गंगा नदी के डेल्टा को 
पार करते हैं, ओर मेदानों के ऊपर दौड़ते हुए हिमालय से टकराते 
हे। यहाँ ये घर्षा के बादल, चँकि वे आगे उत्तर को ओर नहीं ज्ञा 
सकते, बट जाते हें। इनमें से कुछ ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में जाते 
हैं, ओर कुछ गंगा नदी के मैदान में बढ़ जाते हैं। इस प्रकार हम 
जानते हैं कि मेदान के उस भाग में जो हिमालय से सब से अधिक 
निकट है सब से अधिक वर्षा होती है, और जेसे जेसे हम गंगा नदी 
की घाटी में ऊपर चलते जाते हैं वर्षा कम होती जाती है। बरसात 
के नकशे से यह बात बिलकुल स्पष्ट है। उदाहरणार्थ, ढाका में जो 


ह््ड्ल्ल्न्ल्िच्तस्क्ल लक के जा से 2) 
ठ्ण्ड्े ७०४; 006 ०७४» 





पूर्वों मेदान १०७ 


गंगा नदी के डेल्टा पर है मानसून के दिनों में ५० इंच वर्षा होती है , 
परन्तु उन्हीं महीनों में पेशावर में जो मैदान के दूसरे सिरे पर है 
केवल ४१ इंच वर्षो होती है। फिर देखो, आगरा में, जो बड़े मेंदान 
के बीच में है परन्तु उसके दक्षिण की ओर है, २३ इंच वर्षा होती है , 
परन्तु बरेली में जो उत्तर की ओर है और ज्ञो हिमालय के अधिक 
निकट है ३६ इंच मेह बरसता हे । 

चंकि मानसून जेसे जेसे आगे बढ़ता ज्ञाता है कम मेह बरसाता 
है, हम समझ सकते हैं कि मेंदान के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की 
अपेक्षा अधिक नदियाँ क्यों हैं। ओर चंकि मैदान के दक्षिणी भाग 
की अपेक्षा हिमालय ओर उसके निकट के देश पर अधिक वर्षा होती 
है, हम समर सकते हैं कि गंगा नदी पर दाय॑ किनारे की अपेक्षा 
बायें किनारे पर अधिक सहायक नदियाँ हैं। मेदान के उस सारे 
भाग में जो बनारस के पूछ में हे, खूब वर्षा होती है ओर नदियाँ भी 
अधिक हे | 


पूर्वी मेंदान के ऊपरी भाग में अथांत्‌ बनारस और देहली के बीच 
की भूमि पर कम वर्षा होती हे, क्योंकि यह भाग घाटी के ऊपरी 
भाग में हे। परन्तु गंगा और यमुना दोनों ही नदियाँ इस में हो कर 
बहती हैं। इसलिण घरती चौरस और मुलायम होने के कारण 
अधिक ब्षों की कमी को पूरा करने के लिए नदियों से नहर खोद ली 
गई हैं। सब से बड़ो नहर गंगा की नहर है जो हरिद्वार से कानपुर 
तक गई हे। इस सारे प्रान्त में वर्षा ओर नदियों के कारण कुए 
खोद्‌ कर खेतों के लिए पानी भी बड़ी सुगमता से मिल जाता है। 
धरती भी उस उपज्ञाऊ कीचड़ और मिट्टी से बनी हुई है, ज्ञो नद्याँ 
प्रति वर्ष बाढ़ के समय मेदान पर फैला देती हैं। इसलिए हम 
समझ सकते हैं कि भंगा और यमुना के मेदानों में, ब्रह्मपुत्र ओर 
सुरमा की घाटियों में ओर डेल्टा में भूमि बहुत उपजाऊ है। इसमें 


१०८ भारत-साप्राज्य ओर लंका 


शेष सारे भारत की अपेक्षा अधिक अन्न पेंदा होता है। आओ, कुछ 
फसलों का हाल पढ़ें । 


फसल | चावल--ान उन स्थानों पर पनपता है, जहाँ 
खेतों में अधिक पानी हो ओर जहाँ का जलवायु गरम तथा तर हो । 
पूर्वी मैदान में ठीक यही बात है। गंगा नदी का डेंढड्टा, और गंगा, 
त्रह्मपुञ्न तथा खुरमा की घाटियाँ भारतवप की बड़ी चावल की भूमि 
हैं। इस भाग में शेष भारत से अधिक चावल पेदा होता है। 
बंगाल को कसी कभो घान का एक बड़ा खेत कहते हैं। जेसे जेसे 
हम गंगा की घाटी में ऊपर चलते जाते हैं वर्षा कम होती जाती है, 
ओर इसलिए चावल की पैदावार भी कम होती जाती है। धान के 


अतिरिक्त जो, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, मटर, दालें 
भी बहुतायत से पैदा होते हैं। भारतवासियों के मुख्य अन्न भी ये हं। 
हैं। ये या तो दूसरी फ़सल की तरह पैदा होते हैं, या उन स्थानों 
पर पेंदा होते हैं जहाँ चावर के लिए काफी वर्षा या सिंचाई नहीं 
होती । इसलिए डेटा के वजाय ये घाटी के ऊपर के और सूखे 
भागों में अधिकतर बोये जाते हैं। तेलहन, जैसे तिल, सरसों, 
अलसी, अंडी और मूंगफली की भी अच्छी फसलें पेंदा होती हैं। 
गन्ना भी अधिकता से पैदा होता है। इसको अधिक पानी ओर 
उत्तम मिट्टी को आवश्यकता है। यह गंगा के डेढ्टा और अधिक 
वर्षा वाले मेदानों की अपेक्षा, देहलही और बनारस की भूमि में जो 
नहरों द्वारा सींची जाती है अधिक पेदा होता हे। कारण यह है कि 
गन्ना ऐसी भूमि में पंदा नहीं हो सकता जो पानी से शराबोर हो। 
पूर्वी मैदान भारत की गन्ने की पैदावार का अस्सी प्रति शत भांग 
पंदा करता है । गेह नमी को नहीं पसंद करता । यह उन स्थानों 
पर भलीमाँति फलता-फलता है, जहाँ सूखी ठंडी जलवायु हो। परन्तु 


का थक, आय -हैं ६.4 


पी मे किाफ...हह 
2888 
घरती के ऊपर निकल आने के पश्चात उसे पकने के लए गरमी की 
आवश्यकता होती है। इसलिए गंगा नदी के तर डेढ्टा में गेहूँ भली 
भाँति नहीं पेदा हो सकता। परन्तु घाटी में ऊन्ने चल कर, जहाँ 
कम वर्षा द्वोती है और जहाँ सूखा ठंडा मोसिम होता है, गेहूँ बहुत 
अच्छी तरह उगता हे। परन्तु, यह केवल जाड़े की फ़सल है , 
मई ओर जून में मेंदानों की गरमी इसे शीघ्र ही मार डालेगी । 

खाने की फसलों के अतिरिक्त तीन ओर फसले भी भर्ला भाँति 
पैदा होती हैं--पाट, नील और अफीम । पाट एक पौधे का 
रेशा है, जो तर मिट्टी में पेदा होता है। यह धरती में से बहुत खुराक 
लेता है, और इसलिए केवल ऐसी ही मिट्टी में पैदा हो सकता है अहाँ 
नदियाँ चार बार नई मिट्टी छाती रहती हैं। अतएव इसका घर 
ब्रह्मपुत्र ओर गंगा के डेंड्टा तथा नीचे की घार्ियों में है, जिनमें प्रति 
वर्ष बाढ़ आया करती है। ढाका के आसपास के भारतवर्ष के इस 
भाग को हम पाट की पेदावार के लिए संसार का उद्यान कह सकते 
है। नोल भीतर चल कर पैदा होता है। जब यह पोधा किसी 
बतेन में रख कर कुचला जाता है, तो एक प्रकार का चूरा तह में 
गिर पड़ता है। इस चूरे से बड़ा अच्छा रंग बनता है। नील अब 
पहले की भाँति नहीं पेदा होता, क्योंकि रसार्यानक पदाथों से नीला 
रंग बनाने की सस्तो रीति माल्म कर ली गई है। अफीम सफ़ेद 
पोस्त के रस से तेयार होती हैं, यह अब केवल बनारस के आसपास 
के ज़िलों में पेंदा होती है। भारतवष चीन को अफ़ोम बेचा करता 
था, परन्तु यह व्यापार अब बन्द कर दिया गया है। क्या तुम इसका 
कारण बता सकते ह। ? 

अन्य कई प्रकार की फसलें ओर सभी प्रकार की तरकारियाँ भी 
पैदा होती हैं। हम कद सकते हैं कि गरम जलवायु, अच्छी वर्षा, 
अधिक नदियों तथा नहरयों के कारण भारतवष के बड़े मंद्ान का 


११० भाग्त-साम्राज्य ओर लंका 


पूर्वों भाग भारत-साम्नराज्य में सब से भ्धिक जोता-बोया जाता है 
ओर यह सब से अधिक उपज्ञाऊ है। हर जगह खेत हैं। यहाँ प्राय: 
प्रत्येक पौधा जिस से मनुष्य को कपड़ा ओर भोजन मिलता है 
बहुतायत से पेदा हो सकता है। भारतवर्ष के इस भाग में अकाल 
शायद्‌ ही कभी पड़ता हो, ओर डेढ्टा के तर ज़िलों में तो लोग अकाल 
का नाम तक नहीं जानते | द 


जनसंख्या । इल भाग में इतना अधिक अन्न पैदा होता है 
इसलिए हम सहज ही में समरू सकते हैं कि इस भाग में सब से 
अधिक जनसंख्या क्‍यों है। नक़शे में केवल बढ़े नगर ही दिखाये 
गये हें, परन्तु सारे ही प्रान्त में गाँव भरे पड़े हैं ज्ञो नफ़शे में नहीं 
दिखाये गये हें । 


नगर ओर व्यापार.। इस प्रान्त में एक ओर लाभ यह 
है कि यहाँ की धरती चोरस है। इसलिए नदियाँ धीरे घोरे बहती 
हैं ओर जल-मार्ग का काम बहुत देती हैं। रेल ओर सड़कों के बनने 
से पहले प्राचोन काल में गंगा नदी ओर उस की सहायक नदियाँ ही. 
व्यापार के मुख्य मार्ग थे। इसलिए इन नदियों के किनारों पर 
अनेक प्रसिद्ध प्राचीन राजधानियाँ बनाई गई थीं। पाटलीपुत्र, मगध, 
अयोध्या, मथुरा, बनारस आदि कुछ प्राचीन हिन्दू राजधानियों के 
नाम हें; और मुसलमानी काल में देहलो, आगरा, लखनऊ, 
मुशिदाबाद ओर अनेक अन्य नगर प्रसिद्ध थे । 


ठेहली जो मारतव्ष की वतेमान राजधाना है मुग़ल-साज्नाज्य की 
राजधानी था ओर भारतवष्े के इतिहास में सब से प्रसिद्ध नगर हे | 
आगरा नगर को नींव अकबर ने डाली। यहाँ पर ज्ञामा मसजिद्‌ 


ओर सुन्दर ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाये थे। लखनऊ: भवध को 


पू्वों मेदान १११ 


राजधानी था। बनारस (काशी ) सदा से धामिक राजधानी 
रहा है। 

वर्तेमान काल में व्यापार बहुत बढ़ गया है। मेंदानों फे चोरस 
होने के कारण सड़कों, रेलों ओर नहरों का बनाना सुगम हो गया है। 
इस प्रकार माल खुगमता से और कम व्यय पर एक स्थान से दुसरे 





दिल्ली की एक चहल-पहल की सड़क और जामा ससजिद । 


स्थान को आ-जा सकता है। रेल के नकशे से मालूम होता है कि 
भारतवष के अन्य किसी भाग की अपेक्षा इस भाग में अधिक रेले हैं। 
यहाँ केवल नदियों पर पुल बनाने की कठिनाई है। ब्रह्मपुत्र को 
वर्तेमान काल में भी कोई पुल नहीं पार करता है। पूर्वी मेदान के 
प्रत्येक बड़े नगर में एक, दो या तीन रेल की सड़कें आती हैं, जो 


उसे अन्य नगरों से जोड़ती हैं। बनारस, इलाहाबाद, 


है के जाफीक २ 


भारत-साप्राज्य ओर लंका 


जद 


5 दुक- - कनडोल २० 74०३७ 7५हुर 


कनर 0१४७८ ० + के 





हक 


आगर का ताजमहल । 


पूर्वों मेदान ११३ 


कानपुर, लखनऊ, आगरा और देहली रेलों के बड़े केन्द्र हैं, 
और भारतवर्ष के इस भाग का अधिकांश व्यापार इन्हीं नगरों में 
होकर गुज़रता है। प्राचीन काल में पटना नदियों के व्यापार की 
बड़ी मंडी थी। नक़शे से पता लगता है कि इसी नगर के निकट 
घाघरा, गंडक ओर सोन गंगा नदी में मिलती हैं। उस समय पटना 
का बहुत सा व्यापार नावों द्वारा होता था, परन्तु वतंमान काल में 
यह व्यापार प्रायः रेलों द्वारा होता हे। 

बनारस की प्रतिष्ठा उन सहरतक्रों धनाव्य हिन्दू यात्रियों से है 
ओ प्रति वर्ष वहाँ जाते हें। नगर में प्राचीन कारीगरियाँ अब भी हैं 
जेसे पीतल के बतेन बनाना, रेशम के कपड़े बुनना, ज़वाहिरों का 
काम ओर छिलोने बनाना। इसके घाटों पर नावों की सदा भीड़ 
रहती है, ओर यह आस-पास के बड़े उपजाऊ जिले के व्यापार की 
मंडी हे। इलाहाबाद की स्थिति गंगा जमुना के संगम पर 
होने के कारण बहुत अच्छी है। इसलिए यह पवित्र स्थान ( हिन्दुओं 
का प्रयाग” ) है, ओर नदी के व्यापार का प्रसिद्ध केन्द्र भी है। अब 
यह पूर्वी मैदान की प्रधान रेंलों का केन्द्र है। नक़शे पर जितने नगर 
दिक्ककाये गये हैं, उनमें से प्रत्येक में छोटी-मोटी कारीगरी अवश्य 
है। देहली, आगरा, लखनऊ, बनारस और मुशिदाबाद आदि 
पुरानी राजधानियों में राजा व नवाबों के दरबारों की प्राचीन 
कारीगरियाँ अब भी पाई जातो हें--जेसे रेशम बुनना, कारचोबी का 
काम, हाथी -दाँत पर काम करना, जवाहर और सोने-चाँदी का काम, 
और पीतल के बतेन बनाना । परन्तु बड़े नगरों में इतनी कारीगरियाँ 
नहीं हैं, जितना उनमें आस-पास की पेदा होने वाली फ़सलों का 
व्यापार होता है। परन्तु एक नगर कानपुर है, ज्ञिस की तुलना 
इंगलेंड या अमेरिका के वतेमान काल के किसी कारसानों वाले नगर 


४.,0,---४ 


११४ भारत-साम्नाज्य ओर लंका 





बमारस के गड़गतट का एक दृष्य | 


पूर्वी मेंद्ान ११५ 


से की जा सकती दे। भारतवष के अधिकांश नगरों के विपरीत, यह 
प्राचीन नहीं है। इसकी उन्नति वतेमान व्यापार के ही कारण हुई है, 
और यद्द भारतवष में कारबार का सबसे बड़ा भीतरी नगर है। 
इसका कारबार चमड़ा, रूई ओर ऊन पर निर्भर है। इसके कारखानों 
में ज्ञीन, जूते, रुई, कपड़ा ओर तस्बू, ऊनी कपड़े ओर कम्बल बनाये 
जाते हैं, ओर इनमें चीनो तथा रूई साफ़ की जाती हैं ओर रसायनिक 
पदार्थ तेयार किये जाते हैों। एक बिलकुल ही नया नगर 
जमशेदपुर (या, दाटानगर ) हे, जो कलकत्ते से १५० मील 
पश्चिम में हे। यहाँ 'दाटा का इस्पात का कारखाना! है, जिसमें 
छोद्दा गलाया जाता है और इस्पात ( फ़ोलाद ) तेयार किया जांता 
है। निकट ही लोहे ओर कोयले की अच्छी खाने हैं | 


भारतवष की नई राजधानी पूर्वी मेदान के पश्चिमी 
किनारे पर यमुना नदी के किनारे बसी हुई हे। कई कारणों से 
सन्‌ १६११ ६० में देहली राजधानो बनाया गया था :-- 

(१) यह भारतवष के बड़े मेदान के केन्द्र के निकट है, जो दम 
पढ़ ही चुके हैं, भारतवष का सब से अधिक महत्थवशाल्ली ओर घना 
बसा हुआ प्रान्त है । 

(२) हिन्दू और मुसलमान दोनों के लिए यह्‌ सबसे अधिक 
प्रसिद्ध नगर दहैे। यदि कोई मनुष्य देहलो का इतिहास लिखे, तो 
समाप्त करने पर उसे मालूम होगा कि उस ने भारतवर्ष का इतिद्दास 
लिख डाला है । 

(३) यह बड़ा नगर है जिसका व्यापार बढ़ा-चढ़ा है। यह्द 
उत्तरी भारत की रेलों का केन्द्र भी है। रेल द्वारा यह बम्बई भोर 
कराँची से अधिक दूर नहीं है, ओर ये दोनों नगर भाय्तव्ष ओर 
योदप के व्यापार के मुख्य समुद्री द्वार हैं। प्राचीन नगर को दीवारों 


११६ भारत-साप्राज्य ओर लंका 


के दक्षिण में नई दिली बसाई गई है, जिसमें पालिमेण्ट-सवन, 
सरकारी दफ़्तर, होटल ओर एक यूनीव्सिटी कालेज्ञ अब बना 
दिये गये हैं । 

फिर, यह तुम सममरू ही सकते हो कि उपजाऊ मिट्टी आर घनी 
जनसंख्या होने से विदेशों के साथ पू्वो मेदान का बहुत अच्छा व्यापार 
हीगा। यह अपने खेतों की फ़सलों की बाहर भेजता है, ओर बदले 
में सूती कपड़ा, रेलों ओर कारखानों के लिए मशीनें तथा लोहे का 
सभी प्रकार का सामान, ताँबा, पीतछ, चाँदी और मिट्टी का तेल 
मंगाता है। अब हमें यह सोचना चाहिए कि यह सारा व्यापार 
कहाँ होकर गुज़रेगा । सचमुच एक ऐसे स्थान के द्वारा यह सारा 
व्यापार होगा जहाँ व्यापार के बड़े बड़े मार्ग मिलते हैं, अर्थात्‌ जहाँ 
नदियाँ ओर रेल समुद्र से मिलती हैं। यदि हम नकशें को देखें तो 
माल्म होगा कि ठीक इसी स्थान पर, अर्थात गंगा के डेल्टा के सिरे 
के निकट ही, एक बड़ा व्यापारी नगर है; यह भारत-सामप्राज्य का 
सब से बड़ा नगर है, और इसका नाम है कलकत्ता | 

कलकत्ता समुद्र से ८० मील की दूरी पर हुगली नदी की 
ऐस्टुए्री पर उस स्थान पर बसा हुआ है, जहाँ वर्तमान फाल के बड़े 
बड़े जहाज़ों के चलने के लिए काफ़ी गहरा पानी है। यह नगर ऐसे 
स्थान पर बस गया है, जहाँ बड़े मंदान की पेदाचार का वह भाग जो 
यहाँ फे निवासियों की आवश्यकताओं से बचता है, जेसे चावल, पाट, 
तेलहन, कोयला और आसाम की पहाड़ियों पर उगने वाली चाय, 
समुद्र-माग के द्वारा संसार के सभी भागों को सुगमतापूर्षेक भेजा 
जा सकता है, ओर जहाँ दूसरे देशों का बना हुआ माल सुगमता से 
उतारा ज्ञा सकता है और भीतरी नगरों को रेलों, नदियों, नहरों 
अथवा सड़कों द्वारा आसानी से भेजा जा सकता है। चोड़े उपजाऊ 
मैदान के द्वार पर ओर बड़े डेक्टा के जल-मार्गों के निकट होने के 





११८ भारत-साप्नाज्य ओर लंका 


कारण ही इस की स्थिति व्यापार की द्वष्टि से बड़ी उपयोगी है, ओर 
इसी से कलकत्ता भारतवषे का अत्यन्त उपयोगी बन्द्रगाह हो 
गया हे । 

परन्तु कलकत्ता कारखानों का भी बड़ा नगर है। यहाँ का 
मुख्य व्यवसाय पाट का कातना और बुनना है। हुगली नदी के 
किनारे पर उसके पाट फे कारखानों से संसार के प्रत्येक भाग को 
टाट और बोरे भेजे जाते हैं। पाट का पौधा ब्रह्मपुत्र ओर गंगा की 
नीचे की घाटियों में भली भाँति पनवता है। ढाका, नारायणगंज, 
सिराजगंज, गोलंडा ओर नसीराबाद से पाट नावों और रेलों द्वारा 
बाहर भेजा जाता है। बंगाल के लोग तीब्र बुद्धि वाले होते हैं ओर 
मिलों में कातने ओर बुनने का काम शीघ्र साख लेते हैं। कलकर्ते 
के बिलकुल निकट ही रानीगंज के चारों ओर भारतवष की खबसे 
बड़ी कोयले की खान है। यहाँ से इंजनों के चलाने के लिए बहुत 
सा कोयला मिल जाता है। इसलिए, पीछे डपजाऊ खेतों के होने 
के कारण, सस्ते ओर कुशल मज़दूर मिलने से और निकट ही अच्छा 
कोयला मिलने के कारण कलकत्ते को माल बनाने में, विशेषकर जूट 
का सामान बनाने में, बहुत बड़ी खुचिधा है। इस के कारखानों में 
टाट के अतिरिक्त ओर भी अनेक बस्तुएँ बनती हैं, जसे रस्व्ियाँ, 
कागज़, सूतो कपड़ा ओर कुछ मशोने। इस की तुलना इंगलेंड के 
किसी कारखानों के नगर से की जा सकती है। यह बहुत चहल- 
पहल का बन्द्रगाह भो है, ओर इसका बन्द्र हुगली नदी के किनारे 
करोब पाँच मील तक चला गया है। नदा के किनारे दूसरी ओर 
हावड़ा का नगर है, जो वाघ्तव में कलूकसे का ही बन्द्रगाह हे। 
इसमें भो पाट, रस्सी ओर लोहे के कारखाने हैं। यहीं पर रेल का 
मुख्य स्टेशन भो है, क्योंकि हुगली नदी के आर-पार कोई रेल का 


पुल नहीं बना हुआ हे। 





१२० भारत-साप्राज्य ओर लंका 


गंगा नदी के डेल्टा के पूर्व में आगे चल कर चिटगाँव का नगर 
है, जिसका बत्द्र डहुत अच्छा है। पाट पैदा करने वाले प्रान्त के 
निकट होने के कारण यहाँ से भी विदेशों को पाट भेज्ञा जाता है। 
अब ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी से यह रेल द्वारा मिला दिया गया है। 
इसलिए यह आसाम की पहाड़ियों की चाय और इसकी तर घाटियों 
के पाट और चावल का मुख्य बन्दर हो गया है। बदले में जहाज़ 
यहाँ पर नमक, रेलों के कल पुर्ज्े और भीतर के चाय के बागों के 
लिए मशीनें लाते हैं | 


जात 


१ -पूर्वी मदान इतना उपजञाऊ क्‍यों है? धरती के चोरस हाने से यहाँ लाखों 
मनुष्यों को बसने में कौन कौन सी उविधाएं हैं ? 

२-गंगा और ब्रह्मपुश्न के बेसिनों का एक नक्शा खींचों, इस नक्शे में 
निम्नलिखित नगर दिखाओ .- इलाह प्रनारस, कानपुर, देहली, आगरा, 
पटना. ढाका, गोहाटी ओर कलकत्ता । 

है - कोन कांन से कारणों से कलकत्ता (क बन्दरगाह, 'ख, कारखानों का 
नगर बन गया है ? बम्बई की अपन्ना कलकत्ते को स्थिति का भी कोई लाभ है ? 


अध्याय १० 
पश्चिमी मंदान 
वर्षा, सिंचाई, फसलें, नगर ओर व्यापार 


पश्चिमी मेदान | अब हम गशंगा-सिन्ध की बड़ी घाटी के 
पश्चिमी भाग का वर्णन पढ़ेंगे। यह पश्चिमी मैदान पू् में अरावली 
पहाड़ियों और पश्चिम में किरथर ओर खुलेमान पव॑तों के बोच में हे । 
नदियों के बहाव से हम समभू सकते हें कि इस मैदान का ढाल 
उत्तर में हिमालय पर्वत से दक्षिण में अरब सागर की ओर है। यह 
मैदान सिन्ध नदी के सारे बेसिन को घेरे हुए है ; ओर पंजाब, सिनन्‍्ध 
ओर राज़पूताने का पश्चिमी भाग इसी में आ जाते हैं। पूर्चो मैदान 
से इसकी तुलना निम्नलिखित बातों में की जा सकती है । 

(१) पूर्वी मेंदान की तरह यह भा वहुत चौरल है, ओर इसका 
ढाल दक्षिण-पश्चिम का ओर है। 

(२५) समुद्र से कुछ अधिक दूर होने के कारण यह गरमियों में 
अधिक गरम और जाड़ों में अधिक ठंडा रहता है। वर्षा में भी बहुत 
अन्तर है। पंजाब पहुँचने से पहले बंगाल की खाड़ी के मानसून में 
पान। बहुत कम रह जाता हे ; इसलिए पूर्वो मेदान की अपेक्षा यहाँ 
पर वर्षा बहुत कम हंती है। जेसे जेसे हम पश्चिम की ओर हिमालय 
से अधिकाधिक दूर बढ़ते जाते हैं, वेसे धसे वर्षा भी कम होती जाती 
है। आसाम की पहाड़ियाँ भारतवष के सब से अधिक तर भाग हैं . 
परन्तु खुलेमान पर्वतों पर बहुत कम वषों होती है। पहले पथेत 
जंगलों से ढके हुए हैं, किन्तु पिछले बिलकुल उजाड़ हैं। 

(३) दोनों भागों में एक अन्तर ओर भी है। अधिक वर्षा होने 


१२५२ भारत-साप्ताज्य ओर लंका 


अ 














22 24+3 
ट का 26 ४0 


अटल लूधियाता ै 





पबकानेर 







्ड 
हर ग्र 
/र 


जैसछमेर ० ८ /आ । 














योधाएए7 22 


जि 










ह्- क हि )। ! न 
8 ् के हा हु 
5-23 ई > 6 आला. शत ८002 














४ लेदगाबाट 









न 


५७ १००७० . २००. ३०० | 


>». . | बडी बडी रेलवे _ __ ..+.+]। 


. पश्चिमी भेदान 


पश्चिमी मेदान १२३ 


के कारण पूर्वी मेदान में धाटी के नीचे समुद्र तक आने में अनेक 
नदियों को पार करना पड़ता है : परन्तु पश्चिमो मैदान में जेसे हम 
ढाल के नीचे समुद्र तक आते हैं, नदियों की संख्या भी कम होती 
जाती है। इस प्रकार उत्तर में लाहोर में भी व्ष में केवल २० इंच 
पानी बरसता है, परन्तु दक्षिण में सिंध में ३ इंच से भी कम वर्षा 
होती है ओर कुछ भागों में तो बिलकुल ही नहीं होती। हम देखते 
हैं कि उत्तर में प्वेतों से निकल कर छः नदियाँ बहती हैं, परन्तु 
दक्षिण में केवल एक नदी--सिंधु - रद्द जाती है। हिमालय से बहुत 
दूर आगे चल कर जहाँ वर्षा बहुत दहलकी है ओर सिन्ध नदी भी 
पश्चिम की भोर हट गई है, नक़शे में एक बड़ा और बिलकुल उज़ाड़ 
रेतीका शेगिस्तान दिखाया गया है जिसे “थर! कहते हैं। यह 
भारतवष का सब से अधिक सूखा भाग है ओर इसके दक्षिण में 
कच्छ के रन के चारों ओर के भाग भी बिलकुल सूखे हैं । यहाँ एक 
नदी लछूनी अवश्य है, परन्तु यह छिछली और नमकोन है और 
गरमियों में बिलकुछ सूख जाती हे । 

पश्चिमी मेंदान में वर्षा कम होने का एक कारण नकशे से मिलता है, 
क्योंकि हम देखते हैं कि इस भाग से कोई नदी नहीं निकलती । 
दो नदियाँ घब्घए ओर सरस्वती जो हिमालय पवेत से आती हैं, 
रेगिस्तान की बालू में विलीन हो जाती हैं। एक दूसरी बात भी 
हम बतला सकते हैं। चूँकि यहाँ बहुत कम वर्षा होतो है और 
गरमियों में यहाँ बहुत गरमी पड़ती है, हम अनुमान कर सकते हैं कि 
जैसे जेसे नदियाँ आगे बढ़ती जायंगी वे कम चोड़ी ओर छिछली 
होती जायंगी क्योंकि सूर्थे की गरमी से पानी सूुखता जायगा। संक्षेप 
में हम यह कह सकते हैं कि इस पश्चिमी मेदान में धरती इतनी 
चोरस है, मिट्टो इतनी प्यासी है ओर धूप इतनी तेज़ पड़ती है कि 
वर्षा का केवल थोड़ा सा ही भाग नदियों में पहुच पाता है । 


१२७ भारत-साप्राज्य ओर लंका 


सिंचाई । परन्तु यद्यपि मेंदान पर इतनी कम वर्षा होती है, 
हम को उत्तर में हिमालय पवतों को न भूलना चाहिए! वे भारतवर्ष 
के इस भाग को तृणरहित रेगिस्तान होने से बचा लेते हैं। जेसा 
हम पढ़ खुके हें वे पानी के प्राकृतिक कोष का काम देते हैं, जिस में 
कप्ती कभी नहीं पड़ती । नकशें से मालूम होता है कि इन पदेतों 





शकर के निकट चिशाल सिन्ध नदी पर मछए । 


से आकर विशाल सिंध नदी में पाँच नदियाँ ओर मिली हैं। कलम, 
चिनाब, रावी, व्यास ओर सतलज उसके बाँयें किनारे पर, और 
काबुल उसके दाये किनारे पर मिलती है। इस प्रकार हम कह 
सकते हैं कि पश्चिमी मैदान भारतवर्ष के अन्य प्रत्येक भाग से 
बिलकुल भिन्न है। ज्ो नदियाँ इसके आर-पार बहती हैं वे देश के 
बाहर पानी नहीं छे जाती परन्तु भीतर की ओर छाती हैं। 


पश्चिमी मदान १श्ण 


पंजाब के पानी को नहीं बहा ले जातीं, क्योंकि गरमी ओर कम वर्षों 
के कारण उनमें सहायक नदियाँ नहीं हैं। वे वास्तव में सूखे देश को 
सींचती हैं, जैसे किसान अपने सूखे खेतों को किसी दूर के तालाब से 
सींचता है। परन्तु यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ओर भारतवर्ष के 
इस भाग के सम्बन्ध में याद रखने को सब से अधिक आवश्यक 
बात यही है । 

परन्तु मनुष्य ने इन नदियों के कार्य में बहुत सहायता पहुंचाई है। 
पाँच-नदियों-की-भूमि भारतवष का वह भाग है जहाँ सिंचाई सब से 
अधिक होती है। संसार के किसी भी देश में नहरों का इतना उत्तम 
समूह न होगा। खिंचाई के नक़शें से माल्यूम होता हैं कि इसका 
प्राय: सारा भाग जिस में खेती होती है मनुष्य द्वारा बनाई हुई नहरों 
पर ही निभर है। जहाँ ये नहर नहीं स्लोदी जा सकीं, वहां फसल भी 
नहीं पेदा की जा सकतीं और वहाँ की घरती रेगिस्तान है । 

पंजाब की नहरों की कहानी अत्यन्त ही आश्चय-जनक भोर 
कोतूहल-वर्धक है। सरकारी इंजीनियरों ने ज़ादूगरों की भाँति इन 
पाँच नदियों पर मानों जादू सा कर दिया है, और उन पाँच को बारह 
या बीस की संख्या में कर दिया है। इन के पानी को ऐसी घरती 
पर छे ज्ञा कर, जहाँ पहले रेत ओर छोटी भाड़ियों के अतिरिक्त ओर 
कुछ न था, फसलें पंदा करा दी हैं। यहाँ किसानों के “उपनिवेश” 
बस गये हैं। इस प्रकार चिनाब उपनिवेश में छायछपुर अब गेहूं 
और कपास की बहुत अच्छी मंडी है, जहाँ कुछ ही वष पहले फेवल 
थोड़े से गड़रिये अपने गल्लों को लिए हुए घास को खोज में इधर 
उधर फिरा करते थे । 

इसके कारण । यह समझना कठिन नहीं है कि भारतवष 


के इस मांग में इतनी नहरें क्‍यों हैं। इसके मुख्य कारण ये है। 
(१) मुलायम और गहरी होने के कारण यहाँ की मिट्टी उपजाऊ हे; 


श्र . भारत-साप्नाज्य ओर लंका 


इसलिए यहाँ तक पानी लाया जा सके तो नहरों के बनाने में 
सरकार को आर्थिक छाभ होता है। (२) धरती बहुत चौरस है, 
जिस से नहरें सस्ती ओर सुगमतापूर्वक बनाई ज्ञा सकती हैं--चटियलछ 
देश में नहर नहीं बनाई जा खकतीं। (३) नदियाँ जो पानी को ले 
जाती हें वे देश पर खुले हुए हाथ की उंगलियों की तरह फेली हुई हैं। 
घरती के आर-पार इंजीनियरों ने एक नदी का पानी दूसरी नदोी में 
मिला दिया हे, जिस से दुआबयों के आर-पार अनेक नहरें बना दी 
गई हैं। (४) फिर, यहाँ पानी भी बहुत है। पाँच नदियाँ, और 
खयं सिन्‍थ नदी भी, पानी के बड़े भारी कोष--.हिमालय पर्वेत--से 
आती हैं। गरमियों में भी जब वर्षा बिलकुल नहीं होती सूर्थ इन 
पर्वतों के तुषार और बफ़ को गला देता है, ओर इस प्रकार नदियाँ 
पानी से भर जातो हैं। परन्तु मेदानों में नीचे चल कर, जहाँ केघल 
एक ही नदी सिंध रह गई है, नहरों का बनाना इतना झुगम नहीं है। 
यहाँ नदी के किनारों से धरती की ओर पानी बहने के लिए नाले 
बना दिये गये हैं, ओर जब नदी में बाढ़ आती है तो ये मार्ग पानी से 
भर जाते हैं और अपने किनारों के खेतों को सींच देते हें। परन्तु 
इस प्रकार की सिंचाई केवल जभी उपयांगी दे जब नदी में बाढ़ 
आती है; ओर ये नदी के निकट की केवछ एुक सकरी पट्टी को सींचते 
हैं। नदी के आर-पार शक्कर से आगे चल कर पुक विशाल बाँघ 
बनाया जा रहा है, जा क़रीब एक मील लम्बा है ओर जो बन जाने पर 
संसार में सबसे बड़ा बाघ द्ोगा। नदी में उस धरातल तक 
बाँध बना देने से जहाँ डस में से नहरों में पानी जा सके, कई लाख 
एकड़ भूमि बराबर साल भर तक सींचो जा सकेगी । 

परन्तु तब भी पश्चिमी मैदान में बहुत कम उपज होती है, ओर 
इस बात में यह पूर्वों मैदान से भिन्न है। देश के उपञजाऊ भाग 
केवल थे ही हैं जिनमें अच्छी वर्षा हो सकती है, अथधा जहाँ सिंचाई 


पश्चिमी मेदान १०५७ 


अली भाँति हो सकती हे--अर्थात्‌ वे ज़िले जो हिमालय के निकट हैं 
या नदियों के दुआबों में हें। इसके दक्षिण का देश बिलकुल 
रेगिस्तान है। 


फसलें | इस मेंदान को जलवायु से हम भली भाँति समर 
सकते हैं कि मुख्य फसलें कौन कौन सी होंगी। वर्षा कम होने के 
कारण बे ही फ़सलें मुख्यतया पेंदा हो सकती हैं जिन को अधिक 
पानी की आवश्यकता नहीं होती--जसे ज्वार, बाजरा, चना, दालें 
आदि। केवल उन स्थानों को छोड़ कर जहाँ अच्छी तरह सिंचाई 
हो सकती है बहुत कम घान पेदा होता है। बंगाल में जहाँ बहुत 
भारी वर्षा होती है पंजाब की अपेक्षा २० गुना धान पेदा होता है । 
जाड़े के मोसिम में हवा सूखी होती है, और ठीक इसी प्रकार की 
जलवायु गेट्ट के लिए उपयुक्त हे। इसलिए यहाँ पर गेहूं बहुत 
अधिक परिमाण में बोया जाता है भारतवर्ष के अन्य किसी भाग 
की अपेक्षा इन पाँच नदियों के दुआबों में अधिक गेह पेंदा होता है, 
ओर पंजाब संसार के गेहूँ पेदा करने वाले मुख्य प्रान्तों में से पक है । 
रूई को भो बहुत बड़ी फ़सल पेंदा की जाती हैं। रूुई की एक 
बढ़िया क्षिस्म जिसे मिस्त्री रूई कहते हैं अभी हाल में सिन्ध में पेदा 
की गई है। परन्तु पश्चिमी मैदान में रेगिस्तानी भूमि अधिक होने 
के कारण इसके विस्तार की हृष्टि से अधिक फसल नहीं पेदा होतीं । 

जनसंख्या । हम यह समरू सकते हैं कि वर्षो की न्यूनता 
के कारण यहाँ की जनसंख्या भी कम है। वास्तव में केवल उत्तर- 
पूवे में ही जहाँ अच्छो वर्षा हो जाती है हमको कुछ बड़े नगर 
मिलते हैं । 

लाहोर पंजाब की राजधानी है। यह मुग़लों का प्राचीन 
जगर है, जो रावी नदी फे किनारे पर बसा हुआ है ओर अब रेलों 


१२८ भारत-सापघ्राज्य ओर लंका 


का केन्द्र ह। अम्गतसर जो एक पवित्र ताल के चारों ओर बसा 
हुआ है सिक्‍खों का तीथ है । 

फोजी नगर। परन्तु भारतव् के इस कोने में छोटे नगरों 
की इतनी संख्या होने का एक विशेष कारण हैे। कुछ ही वर्ष हुए 
अफ़ग़ानिस्तान पंजाब की सरहद पर ही लगा हुआ था, ओर इसलिप 
इस में कई फौजी पड़ाव हैं जहाँ उत्तर पश्चिम में भारतवर्ष की रक्षा 
के हेतु सेनाएँ रक्‍्खी जाती हैें। अटक, डेराइस्मायल््॒लाँ ओर 
डेरागाज़ीखाँ सिन्‍्ध नदी पर उन स्थानों की रक्षा करते हैं, जहाँ फोजें 
सुगमता से पुलों या नावों द्वारा पार हो सकती हैं। रावलूपिंडी 
भारतवध में सब से बड़ा फ़ोज़ी नगर है। पेशावर ख़बर दर्रे के 
मार्ग की रक्षा करता है। लाहोर, अम्बाला, लुधियाना, जलंधर और 
स्थालकोट में भी फोर्ज रक्‍खी जाती हैं । 

व्यापारिक नगर । भारतवषे के इस कोने में कई नगर 
अफगानिस्तान ओर कश्मीर से व्यापार करते हें । 

ख़ेबर दरर्रे के नीचे मेदान पर पेशावर सेकड़ों वर्षों से व्यापार 
का स्थान रहा है। यहाँ से काबुल ओर दूरवत्तों समरक़न्द को रास्ते 
जाते हैं। ऊँटों के काफिले काबुल को रेशमी कपड़े, खुती माल, 
शकर और चाय ले जाते हैं, और वहाँ से कच्चा रेशम, फल ओर 
सोने-चांदो के तार लाते हैं। वहाँ के बाज़ारों में एशिया के बहुत 
दूर दूर के भागों के व्यापारी देख पड़ते हैं। मल्तान जो चिनाब 
नदी पर थ्थित है महान सिकन्द्र के समय से ह्दी बड़ी मंडी रहा है | 
यहाँ से सूती कपड़ा, शकर ओर चमड़े का सामान सरहद के पार . 
भेजा जाता है। इन के बदले काफिले फल, कच्चा रेशम जड़ी बूटी 
ओर गरम मसाले कन्धार से लाते हैं । हैदराबाद की भी स्थिति, 
जो सिन्ध नदी के डेटा के सिरे पर बसा हुआ है, व्यापार की दृष्टि से 


... पश्चिमी मैदान १०५६ 


अच्छी है। शिकारपुर बोलन दर में होकर बलूचिस्तान को जाने 
वाले व्यापारिक मार्ग पर बसा हुआ है। अम्ठतसर कश्मीर से 
व्यापार करता है। पश्चिमी मैंदानों के पूर्व में रेगिस्तान के बीच में 


तीन नगर हैं--जोधपुर, बीकानेर ओर जेसलसेर । वतेमान 
काल में कोई भी मनुष्य ऐसे स्थानों पर नगर न बसायेगा जहाँ बहुत 
कम फसलें पेंदा हो सकती हैं, ओर इन नगरों की स्थिति व्यापार की 
दृष्टि से अच्छो नहीं हे। परन्तु प्राचीन समय के अशान्ति के दिनों में 
जब मुसलमानों ने राजपूत सरदारों को गंगा के मेदान से हरा कर 
हटाया, तो उन्होंने राजपूताने में शरण ली। यहाँ उन्होंने मज़बूत 
किले बनाये, ओर दीवारों के भीतर नगर ओर बाज़ार बन गये । 
ठयापार । नकशे से मातल्यूम होता हे कि यह पश्चिमी मेदान 
दो ओर से रेगिस्तानों के बीच में बन्द सा हो गया है। पश्चिम में 
वनस्पतिरहित किरथर ओर सुलेमान पव॑तों की रूम्बी समानानन्‍्तर 
श्रेणियाँ चली गई हैं। इनको केवल कुछ दर्रों द्वारा ही पार कर सकते 
हैं। इनके दुसरी ओर एक अत्यन्त ठंडा पठार है। पूर्व में थर ओर 
राजपूताने के चोड़े रेगिस्तान हैं, जो कच्छ के रनों के नमकीन दलदलों 
तक चछे गये हैं। उत्तर की ओर हिमालय पवेत हैं। इसल्पि हम 
देखते हैं कि मुख्य रेल इस मेंदान में उत्तर दक्षिण गई हैं, न कि पू्े- 
पश्चिम। रेलों के बनने से पहले यह भाग शेष भारतवषे से अलग सा 
था, और जो थोड़ा-बहुत व्यापार होता था वह ऊँटों के काफिलों पर, 
या सिन्ध नदी पर नावों द्वारा होता था। परन्तु रेल से बड़ा 
अन्तर हो गया है। भारतवर्ष के उत्तर-पश्चिम में माल ओर सुसाफिरों 
का आना-जाना सिन्ध की घाटी की रेल द्वारा ही होता है। हम 
अनुमान कर सकते हैं कि वह स्थान जहाँ यह रेल समुद्गरतट से मिलतो 
है बड़ा नगर होंगा। ओर है भी ऐसा ही। कराची भारतवषे के 


७, |. 0.--9 


१३० भारत-साप्राज्य ओर लंका 


इस भाग का सब से अधिक महत्वशाली नगर है। भारत-साप्राज्य 
में कलकत्ता और बस्बई को छोड़ कर यह सब से अधिक चहल- 
पहल का बन्द्रगाह है। रेल ओर सिंचाई ने कर्रांची को एक गाँव 
से बड़े नगर में परिवर्तेन कर दिया। कलकत्ता, बम्बई या कानपुर 
की तरह यहाँ पर कारखानों में कोई सामान नहीं तैयार किया जाता। 
सिन्ध नदी जहाज़ों के काम की नहीं हे, इसलिए पटना की तरह यह 
चहल-पहल का नंदी-बन्दर भी नहीं है। इस प्रकार प्रकृति ने ही 
कराँची को भीतर की ओर फेले हुए देश से अलग रकक्‍्खा हैे। परन्तु 
जब से उसके उत्तम सुरक्षित बन्द्र से पंजाब के उपजाऊ दुआबों को 
जोड़ती हुई रेल की लाइन बन गई है, ओर जब से सिंघ ओर इन 
दुआबों की फसलों को बढ़ाने के लिए नहरें व बाँध बना दिये गये हैं, 
कराँची का व्यापार बड़े वेग से बढ़ रहा है। ब्रिटेन ओर योसरुप के 
निवासियों का देनिक भोजन गेहूं की रोटी हे. ओर अब कराँची ही 
पंजाब ओर सिन्ध की गेहूँ की फ़सलों को वाहर भेजने का मुख्य 
वन्दरगाह है। उत्तर-पश्चिम में गेहूँ की अच्छी फसल हो जाने के 
पश्चात्‌ कराँची के बन्द्र में वे सब जहाज़ नहीं खड़े हो सकते, जो 
योख्प के लिए गेहूँ लादने को तैयार रहते है। कर्रांची का एक ओर 
लाभ यह भी है कि यह इंगलड के लिए सब से अधिक निकट का 
भारतीय बन्दर है। यही बन्दरगाह हे जहाँ से ग्रेट ब्रिटेन से सेनाए 
उत्तरी पश्चिमी सीमान्त स्थानों को अत्यन्त शीघ्रता से भेजी जा सकती 
हैं, यदि उस ओर से कोई बेरी हमारे देश पर आक्रमण करे। योखूप 
से आने-जाने वाले बायु-यानों के लिए हवाई स्टेशन भी यही है। 
प्रश्न 

१--पूर्वी ओर पश्चिमी मेंदान को जलवायु ओर फ़्सलों की तलना करो । 

२--बहुत सपष्ट रूप से बताओ कि सिन्‍्ध नदी का बेसिन सिंचाई की नहरों के 
लिए सब से अधिक उपयुक्त क्‍यों है । 

३--पेशावर, लाहोर, मुल्तान, शिकारपुर ओर कराँची को स्थिति वशन करो । 





बड़ा पठार--नदियाँ, नगर ओर व्यापार 
पटारों का प्रान्त । अब हम भारतवष के तीसरे बड़े प्रान्‍्त 
का वर्णन करेंगे। यह पढारों का प्रान्त हे ओर पहाड़ी प्रान्त तथा 
बड़े मैदान से बिलकुल भिन्न हे। इस प्रान्त में मेंदानों के दक्षिण में 
ल्ित भारतवष का करीब करीब सारा साग आ जाता है। दम इसको 
दो भागों में बाँद सकते हैं--(१) दक्षिण का पठार या 'दकन, और 
(२) मध्य भारत का पठार | 
(१) दक्षिण के पठार का आकार तिभुज का सा है, जिसका एक 
कोण दक्षिण की ओर है। इसके तीनों ओर पव॑त हैं। पश्चिम 
पश्चिमी घाट, ओर पूच में पूर्वों घाट हैं। उत्तर की ओर विन्ध्याचल 
ओर सतपुड़ा की दुहरी श्रेणियाँ हैं; इनके सिलसिले में उत्तर-पूव 
की ओर कई पहाड़ियाँ चलों गई हैं ओर अन्त में गंगा की घाटी के 
बिलकुल निकट राजमलह की पहाड़ियाँ हैं। भारतवष का यह भाग 
शौरस नीचे बेदानों से बिलकुल भिन्न है। यह सभी जगह समुद्र 
के शरातल से १,००० फट उँचा है, और कुछ छानों में जेसे मंखूर 
में यह ३००० फूट से भी अधिक ऊँचा है। यहाँ पर पश्चिमी घाट 
कुछ स्थानों पर ६,००० फुट से अधिक ऊँचे हैं, ओर इनको श्रेणी 
| बहुत दूर तक समुद्र के पास पास चली गई है, जिसमें केवछ पक या 
दो दर्रे हैं। दक्षिण के पूर्वों किनारे पर पूर्वी घाट हैं। ये पश्चिमी 
घाटों से बहुत नोचे हैं। ये दूदे हुए भी अधिक हैं, और कई नदियां 
शहरी घाटियाँ काटती हुई इनको पार करता हें। मिन्न सिन्न स्थानों 





१३२ भारत-साप्राज्य और लंका 


शवावती * न 


कि है “राशन (बीए | 0 शी, 


हा हर 


का ा 


"८४०० 


) 


5. ५5 
ँ हल ऊ 


| 


न आग 
४ 4 ३८८ ध के गराइनरऊ 
ललापर 0 3 है 
रे ६२४५ मा के '<+३ 
३ (0 वत्ट्सार कन्दरशाका 
0 आकर के हिल दि] ५३ 


क्या 





१७० 465 
(0०००० २२० ->३+००४००अन+ मनन 4 कज +मपक पल रू. 


तप . -- 0 ८६ | बडी बडी रेलवे .._... श्र द 
द दक्षिण का पठार--उसको नदियाँ झोर मगर । 





बड़ा पठार १३३ 


हमें इन श्रेणियों के अलग अलग नाम हैं, ओर ये समुद्र से इतने निकट 
कही हैं। ये घाट पश्चिमी घाट से नीलगिरि पहाड़ियों पर मिलते है 
अिजिनकी सब से ऊँची चोटी डोडावट्टा समुद्र-तऊ से ८,६०० फुट ऊी 
: है। नदियों के मार्ग को देखने से मालूम होता है कि दक्षिण के 
पठार का ढाल पश्चिम से पूव की ओर हे । 





(२) मध्य भारत का पठार दकन के उत्तर में है। इसका आकार 
भी जतिभ्ुज्ञ का सा है, परन्तु इसका शीष वक्षिण की ओर न हो कर 
पूवें की ओर हे। इस पठार के पश्चिम में अरावली की पहाड़ियाँ 
हैं, ओर दक्षिणी सीमा पर विध्याचल पवत हैं। उत्तर की ओर 
कोई पहाड़ नहीं हँ, और इस ओर यह पठार ढलता हुआ गंगा- 
यमुना की घाटों में मिल गया हे। अरावलो और विंध्याचल की 
पहाड़ियों के बीच में दक्षिणा-पश्चिमी कोने पर इसका नाम मालवा 
का पठार है 

दकन ओर मध्य भारत के इन दोनों पढारों का अध्ययन हम 
एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मिल कर देश का एक ऐसा 

 विसस्‍्तीणे भाग बनाते हैं जो भारत के शेष भागों से बिलकुल भिन्न हैं । 


सघ से पहली बात जो हम देखते हैं वह यह है कि यह प्रान्त 


मेंदानों की तरह चोरस नहीं हे । नक़शे में इस भाग में 
 ऋरोब करीब सभो स्थानों में पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। अरावली की 
$ पहाड़ियाँ, पूर्वी घाट ओर पश्चिमी घाट इसके किनारे पर हैं। इनको 
छोड़ कर दो ओर प्रसिद्ध श्रेणियाँ थोड़ी दूर तक इसमें भीतर की 
शभोर जाती हैं, जिनके नाम विंध्याचछ ओर सतपुड़ा हैं। नकरे में 
पहाड़ियों की कई नीची श्रेणियाँ दिखाई गई है, जो सारे ही पढार 
एयर सिल्न भिन्न दिशाओं में जाती हैं। इनके नाम दीधार के नकशे 
9. सीखे जा सकते हैं--जंसे केमूर और राजमहल की पहाड़ियाँ जो 








१३७ भारत-साप्राज्य ओर लंका 





विंध्याचल से उत्तर-पूषं की ओर गंगा नदी तक चली गई हैं, ओर 
महादेव तथा मेकल की पहाड़ियाँ और छोटा नागपुर के पठार । | 

यह प्रान्त नीचा मेदान नहीं हे । वास्तव में यह एक 
पठार है, जिसकी ऊँचाई समुद्र के घरातल से १००० फट से ३,०००, 
फुट तक है। पहाड़ियों में तंग घाटियाँ हैं, जो नदियों ने बनाई हैं। 
प्राय: ये सभी नदियाँ तेज़ बहती हैं, ओर इनके पेटे चटियल हैं 
केघल इनके किनारों पर ही एक तंग पट्टो जोती-बोयो जा सकती हे। 
पहाड़ियाँ ओर पहाड़ जंगलों ओर लम्बी घास से ढके हुए हैं, जिन में 
जंगली जातियाँ गायों ओर भेड़ों को पाल कर अपना पेट भरती हैं। 
इसलिए इस पठार के बहुत से भाग चीते, भालू , हिरण और विसन के 
शिकार के लिए प्रसिद्ध हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश, पहाड़ियों के जंगलों 
में ज्वर का प्रकोप रहता हे। हम इस प्रान्त का संक्षिप्त वण्न इस 
प्रकार कर सकते हैं कि, यह एक विस्तृत पठार है जिस पर बीच बीच 
में तंग घारियाँ ओर जंगलदार पहाड़ियाँ आ गई हैं । 


इस बड़े पठार का बहाव मेंदानों के बहाव से 
बिलकुल भिन्‍न हे । मैदानों का सारा पानी दो स्थानों पर 
पहुंचता है--पश्चिम में खिन्ध नदी का डेक्टा ओर पूर्व में गंगा नदी का. 
डेटा । परन्तु पठार की नदियाँ एक दूसरे से नहीं मिलती हैं , समुद्र 
पर उनके मुहाने बहुत दूर दूर हैं। चम्बल, बेतवा ओर सोन नदियों के 
बहाव से माल्म होता है कि मध्य भारत के पठार का बहाव उत्तर 
की ओर गंगा नदी तक है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और काचेरी 
नदियों के पथों से प्रगट होता है कि दक्षिण के पठार का ढाल पूः बे 
की ओर बंगाल की खाड़ी तक चला गया है। परन्तु उत्तर में दो! 
नदियाँ नमेदा ओर ताप्ती पश्चिम की ओर बह कर तंग घाटियों में 
होती हुई अरब सागर में गिरती हैं । जु 





बड़ा पठार १३५ 


नक़शें को देख कर हम एक बात का ओर भी अनुमान कर 


सकते हैं। पठार गहरी मिट्टी के मेंदानों का नहीं 
बना हुआ है। धार्ियों को छोड़ कर इसके सभी भाग कड़ी 
चट्टानों के बने हुए हैं, जिन पर मिट्टी की पतली तह जमी हुई है । 
यहाँ नदियों ने अपने लिए रास्ते काट लिए हैं, ओर पहाड़ों से मिट्टी 
ओर रेत को ला कर सपने किनारों पर जमा कर दिया है। जब हम 
इस प्रान्त में यात्रा करते हैं, तो ऐसा कभी नहीं होता कि ऊँची धरती 
न दिखाई दे, ओर बहुधा कड़ी चट्टानों की ऊंची पहाड़ियाँ भी दिखाई 
देती हैं जिन्हें दुगे कहते हैं। प्राचीन काल में इनमें से कई पर 
किले बने हुए थे। 
परन्तु -अन्य भागों को तरह भारतवर्ष के इस भाग के विषय में 
भी सब से अधिक आवश्यक व जानने योग्य बात यहाँ की वषा 
है। क्या यहाँ भारी वर्षा होती है ? अरब सागर से दक्षिणी-पश्चिमी 
मानसून जून, जुलाई, अगस्त ओर सितम्बर के महीनों में चलता है । 
यह दकन में भी आता है। जेसा हम पढ़ चुके हैं यह समुद्र की 
ओर पश्चिमी घाट की टम्बों श्रेणियों से टकराता है। यहाँ तरी 
पानी के रूप में बदल जाती है, ओर उस ओर तथा इन पढ॑ंतों की 
चोटियों पर थअच्छो वषा हो जाती है। यह दकन के पठार के लिए 
दुभाग्य की बात है कि पश्चिमी घाट मानसून के बादलों से क़रीब 
करीब सारी तरी ले लेते हैं और इन पवतों के पार करने के बाद्‌ 
पठार के लिए बहुत कम तरी रह जाती हैं। उदाहरण के लिए, इन 
घाटों के पश्चिमी ढाल पर साल में १०० इंच से ऊपर वर्षा होती है 
और कुछ स्थानों पर तो २०० इंच तक वर्षा होती है, परन्तु इनके 
पूर्वी ढाल पर कुछ ही मोल भोतर केवल २० इंच वर्षा होती है । 
पश्चिमी घाटों के उत्तरी सिरे पर विंध्याचल ओर सतपुड़ा की 


ऊ 
है 








भारत-साम्राज्य ऑर लंका 


आन ५ ज। + कान नीबिन मे अचनिन जाना तानी 


8 









४ 





] +ह-५०+-२-०५.3-९७३७०५३५००>+क-+4 2 ०-++७०००५ ०7 ७४, >++० %। 


६६ ओधसत वाषिक बरसात का 
नकशा ॥ 

| शेडिड़ः जितना गहरा है उतनी । 
क्‍ अधिक वर्षा होती है । 


जन +जपिनासन-न स्व 3 बम ५०+० +०७५+-५क+७० ०५५ - पल 
५.५ >०+>-.- -- ---].  .. .>.. .तफतपकमक 7 /7० क्‍नफकान फण>टाक हक लात ऑन 7 दि्कटनला, लत 


की मम] घ्श्क हैएी एव जाएएपक्न तग। ॥ 





व न 








। 
| 
। 
| 











बड़ा पठार ५३७ 


श्रेणियाँ चली गई हैं। ये तट के किनारे किनारे नहीं गई हें, किन्तु 
उससे समकोण बनाती हैं। इसलिए यहाँ पर मोसिमी हथाओं के 
बादल भीतर अधिक दूर तक जा सकते हैं, ओर यही कारण है कि 
पठार के इस भाग में दक्षिण की ओर पश्चिमी घाटों के पीछे के भाग 
की अपेक्षा अधिक वर्षा होती हे। दक्षिण के उत्तर-पूर्वी कोने में भो 
जो गोदावरी ओर गंगा के बीच की ऊँची भूमि पर स्थित हे कई 
पहाडियाँ हैं। ये उन पानी भरे बादलों को रोक लेती हैं जो अरब 
सागर से आते हैं, और उनको भी रोक लेती है जो बंगाल की 
खाड़ी से आते हैं। इस प्रकार दकन के शष भाग की अपेक्षा इस 
भाग में वर्षा बहुत अच्छी हो जाती है। यही कारण है कि हमें यहाँ 
पहाड़ियों पर इतने जंगल मिलते हैं, और नदियों में इतनी घाटियाँ 
मिलती हैं। मध्य भारत के पठार पर वर्षा हलूकी होती है। यह 
हिमालय से दूर है, ओर यहाँ बादलों को पकड़ने के लिए ऊ्ची 
पहाड़ियाँ नहीं हैं । 


इसलिए हम कह सकते हैं कि दक्षिण के पठार पर वर्षो 
प्रायः हलकी होती हे, "रन्‍ठ उसके उत्तरी-पूर्वी भाग 
पर जो मध्य प्रदेश में हे अच्छी वर्षा हो जाती है। 
वर्ष के शेष भाग में अक्टूबर से मई तक पठार पर बहुत कम वर्षा 
होती है । छ 

पठार की प्राकृतिक वनावट और उसकी वर्षा से हम कई आवश्यक 
बातें उसके विषय में बता सकते हैं । 

१--बड़े मेंदान की अपेक्षा यहाँ की नदियाँ छोटी और कम संख्या 
में हें, क्योंकि यहाँ वर्षा भी बहुत कम होती हे। परन्तु हमें यह 
ध्यान रखना चाहिए कि मध्य भारत जहाँ सब से अधिक वर्षा होती 
है अनेक नदियों का जन्म-स्थान हैं 


१३८ भारत-साम्नाज्य ओर लंका 


२--मा्चे से जून तक, गरम सूले मोसिम में, जब मदान की 
नदियों में हिमालय का तुषधार गल कर आता रहता है, तो उन दिनों 
में पठार की नदियाँ प्रायः खूख सी जाती हैं, क्योंकि इनके उद्गम- 
स्थान तुषार से ढके हुए पत्तों में नहीं हैं। 

३---धरती पथरीली होने के कारण पठार पर गिरने वाला मेह 
धरती में नहीं सोख्वता, परन्तु शीघ्र ही नदियों में बह जाता है। यही 
कारण हैँ कि पठार को नदियों में एक-दम से बाढ़ आ जाती है, और 
बहुत शीघ्र ही वे उतर भो जाती हैं। चम्बठ, सोन ओर महानदी 
गहरी ओर आकस्मिक बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध हैं। वर्ष के अधिकांश 
भाग में दक्षिण की सभो छोटी नदियाँ खूख जातो हैं। 

४--पठार के धरातल के ढालु भोर चटियल होने के कारण 
नदियों से सिंचाई के लिए नहर नहीं निकाल। जा सकतीं। इंजीनियर 
ऐसे स्थानों पर सुगमता से नहरें नहीं बना सकते जहाँ घरती पथरीली 
है, या जहाँ घरती का धरातल एक सा नहीं है ओर जहाँ को नदियाँ 
महीनों तक सूखी रहती हैं। इसलिए पठार पर कोई विशेष उपयोगी 
नहरें नहीं हैं । 

५--यहाँ की नदियों में गरमी के मोसिम में बहुत कम पानी रह 
जाता है और वे चटियल देश पर होकर बहतो हैं, इसलिए वे नाव 
चलाने के काम की नहीं हैं। कृष्णा, गोदावरों ओर नपंदा नदियाँ भी 
नाथों के अधिक काम की नहीं हैं। इस प्रकार ये नदियाँ ब्रह्मपुत्र 
ओर गंगा के मेदान की नदियों से जिनमें सहस्मों नावें ओर स्टीमर 
चलते हैं बिटकुल भिन्न हैं। यह बात नकरशे से भी मालूम होती है। 
मेदान के सभा नगर नदियों के किनारों पर बसे हुए हैं, क्पोंकि उनके 
द्वारा बहुत व्यापार होता है; परन्तु पठार की नदियों के किनारे बहुत 
कम नगर वसे हुए हैं, क्योंकि ये नहीं खेई जा सकतीं | 

६-.दकन को कम वर्षा तथा उसकी प्राकृतिक बनावट और 


बड़ा पठार 


१३६ 


मिट्टी से हम को मात्यूम होता है कि यहाँ छ्लेतों की सिंचाई का ढंग 


मेंदानों से बिलकुल भिन्न होगा । 
मंदानों में 


(क) अनेक नदियाँ हें जिन 
में गली हुई तुधार का पानी आता 
है, और जो चोरस धरातल पर 
मुलायम मिट्टी में हो कर बहतो हैं । 
इसलिए इन से यहुत सी नहरें 
निकाली गई है । 

(ख) अच्छो वर्षा ओर 
चिकनी मिट्टी तथा मुलायम धरती 
होने के कारण यहाँ धरातल के 
निकट ही बहुत पानी मिल जाता 
है। इसलिए यहाँ पर बहुत से 
कुए हैं, ओर उनकों गहरा खोदने 
की आवश्यकता नहीं है । 

(ग) घरातल चोरस है ओर 
मिट्टी मुलायम हे। इसलिए 
तालाबों में पान हैं इकठ़ा किया 


जा सकता। की 


पठार में 
(क) नदियाँ कम हैं जो 
गरमियों में प्रायः खूख जाती हें, 
ओर घरती चटियल है। इसलिए 
यहाँ पर नहरें बहुत कम हैं । 


(ख) वर्षा बहुत कम होती 
है, ओर इसलिए कुए भो बहुत 
थोड़े हें। धरती चटियल है, 
ओर इसलिए कुओं के गलाने में 
कठिनाई पड़ती है । 


(ग) धघरताल उचा-नीचा है 
ओर घरती चटियछ है। इसलिए 
घरातऊर पर बहने बाला पानो 
तालाबों में एकत्रित किया जा 
सकता है | 


इस प्रकार मेंदानों में किसान अपने खेतों को अनेक नदियों, नहरों 
ओर कुओं द्वारा सींचता है, और इसलिए क़रोब क़रीब प्रत्येक भाग 
में धान की फसल उगा सकता है। दकन में वह तालाब ओर बहुत 
थोड़े कुओं से काम लेता हैं, ओर इसलिए वहाँ प्रायः वह “सूखी” 


१७० भारत-साप्राज्य ओर लंका 


डर 


फसले पेदा करता हे जेसे ज्वार, बाजरा, गेह्ट', चना, रुई आदि । 
वह धान उसी स्थान पर पैदा करता है, जहाँ तालाब बनाया जा 
सकता है, या कुआँ गलाया जा सकता है, या नदी द्वारा पानी 
पहुंचाया जा सकता है। हम समझ सकते हैं कि हलकी वर्षा और 
सिंचाई को नहरें कम होने के कारण पठार उतना उपजाऊ 


नहीं हे जितना म्ठान ॥ अकाल अधिकतर पठार में ही पडा 
करता हैं । केवल नदियों के किनारों को छोड़ कर ओर कहीं चावल 
पेदा करने के लिए काफ़ी पानी नहीं मिलता । इसलिए मुख्य फसलें 
वे हैं जो बिना अधिक वा के उग सकती है... जंसे ज्वार या चोलम, 
बाज़रा या कुम्बू, रागी, दाल, चना आदि। पठार की ऊँचाई और 
जाड़ों तथा आरम्मिक वसन्‍्त के सूखेपन के कारण पठार के उस 
भाग में जो गोदावरी के उत्तर में है गेहूं पेदा होता है, जा केवल 
ठंडे मोसिम में ही ज्ञोता-बोया जा सकता हैे। दकन के कुछ भागों 
में--विशेष कर बम्बई प्रदेश, विहार ओर हंदराबाद राज्य में--- उपज्ञाऊ 
काली मिट्टा के बड़े बड़े भाग है, जिनमें खाद की आवश्यकता नहीं 
पड़ती और जिन में बहुत काल तक तरी रही आती है। यह मिद्दी 
रूई पेंदा करने के लिए विशेष उपयक्त हे। गोदाघरी ओर ऋष्णा 
नदियों के बेखिनों की गिनती मारतवषे के मुख्य रूई पंदा करने वाले 
ज़िलों में की जा सकती हैं । ि 


परन्तु खारे प्रान्त का विचार करते हुए पठार मेदान की भांति 
उपजाऊ नहीं हे। गंगा के मेंदान में फ्ररीब करीब सारा ही देश 
जोता-बोीया जाता. हे। परन्तु पठार का बहुत सा भाग या तो घास 
उगाने की भूमि है या रूई पंदा करने की घरती ; और मध्य प्रदेश 
को पहाड़ियों पर घने जंगल हैं। धान विशेषकर नदी की घाटियों में 
ही बोया जाता है । 


बड़ा पठार. १७१ 


जनसंख्या । धरती अधिक अच्छी न होने से यह बात 
सहज हो में समर में आ सकती है कि पठार में घनी आबादी क्‍यों 
नहीं है। बहुत से मनुष्यों का पेट भरने के लिए काफ़ी अन्न नहीं 
पेद्दा होता, ओर खूख्रा तथा अकाल बहुत पड़ा करते हैं। पठार में 
जितने मनुष्य एक वर्गमील भूमि पर रहते हैं, मेदान में उसके चोगुने 
प्रति वर्ग मील पर रहते हैं । 





पट मूक घटा पं | है न्‍ 4 ्ब्ड 7) 
4 न्‍ १.५: थे हा ! के का कर ३. 
के जप  .,> रा पे (९ 
हु है ४, « 5 + _+ ही हे ॥ ९ ल्‍ ह बट ह॥ ५ 
हे ७ शत अन्‍्का हक है +* जा 5 हु ४ 
की] री ४ ले ई* “24% हक 4/७ए, 
रा हं६८:: ५ है ५2 के बा प रे ह (अदा के 
2, हक 8 "“म* कक ५५४ 
५ कि, मे, दे ५ क्र शक 

है 20 ४ मी  . हद  .।. ; 
लय 27 कट 27" * » रच *ः प 
अं ० २ 3: ४ आज श्र ४ ह की 
97%, हि फपक ५ ४7. * 2.5 हि 

(४ ८ “न ४४० (५ भर 

ह हि 

हि 

७80२ $ 

शक $ 

| 
पक का. ॥/ 5 8, पाल 


अ ००० ०१३७:७ :४/ ५ 


दक्तिण के मध्य में निज्ञाम-राज्य की राजधानी, हेदराबाद नगर । 


नगर ओर व्यापार । नक़शे से यह भी मातम होता है 
कि मेंदानों की अपेक्षा यहाँ बड़े नगर कम हैं। भारतवष में ३३४ सगर 
ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या एक लाख से अधिक हे। इन नगरों में 
से १५ गंगा-सिन्ध के मैदान में हें ओर केचछ ८ पठार पर बसे हुए 


हैं। उनके नाम ये हैं--हेद्राबाद, बंगलोर, प्रूना, नागपुर, 


१७२ भारत-साप्राज्य ओर लंका 


जयपुर, शोलापुर, अजमेर और जबलपुर। इसके 


। . 


' 
| 
। 
॒ 
; 
[५ 


५ 


कन्शाजल जल ली - कजलऑी जन जा नी-ज+-५++ 


लल के किनारे बड़ा मन्दिर । 


की भीो 


उदयपुर 


नह>के-ह >ज>० >> प० 3 +०क- “के अमर: 22०० अरे ५ न 





अतिरिक्त, ये नगर मैदानों के नगरों से भिन्न प्रकार के हैं दान 
के अधिकांश नगर, जेसे कलकत्ता, कानपुर, देहली, आगरा आदि 


बड़ा पठार १७३ 


विस्तार में बढ़ते ज्ञा रहे हैं ओर व्यापार की बड़ी मंडियांँ हैं । परन्तु 
पठार के बहुत से नगर पुरानी राजधानियाँ हैं, जिन में वर्तमान व्यापार 
नाममात्र के लिए होता है। इस प्रकार मध्य भारत के पठार में 
अनेक रियासतों की राजधानियाँ, जेसे जयपुर, उदयपुर, चित्तोड़, 
ग्वालियर, इन्दौर ओर भूपाल व्यापार के बड़े केन्द्र नहीं हैं। वे 





म्च्द्शूर ६५४(१॥४ मर 


दक्षिण का एक प्रसिद्ध गढ़-ग्वाॉलयर । 
प्राचीन नगर हें, जो बहुत काल हुआ प्रसिद्ध थे और अशान्ति के 
दिनों में दसाये गये थे ओर जहाँ मनुष्य सरदारों के किशों के चारों 
ओर रक्षा के लिए बस गये थे। आजकल शान्ति के दिनों में इन 
नगरों का व्यापार इनके निज्ञी बाज़ारों फे बाहर बिलकुल नहीं है । 
निज्ञाम के राज्य को राजधानी हेदुगवाद बड़ा नगर है, परन्तु उसके 


१७७ भारत-साप्राज्य आर लंका 


विश्लार के विचार से उसमें बहुत कम व्यापार है ओर डसकी जनसंख्या 
घटती जा रही है। हैदराबाद राज्य के अन्य नगर, जेले सिकन्द्राबाद, 
गोलकंडा, औरंगाबाद, बीदर, दोलताबाद और वारंगल पुशानी 
राजधानियाँ हैं, जहाँ प्राचीन समय में सरदारों ने अपने किले बना 
लिये थे और वे राज्य करते थे। परन्तु चतेमान काल में यहाँ अधिक 
व्यापार नहीं होता । नागपुर ओर पूना मराठों की पुरानी राज- 


बे अिकेलननन पजरीफगजक- लाए. "3०६ जे बतनिरनन-नमन- _म3>..५- २>रवनननत - “न तर 





दोलताबाद । 
धानियाँ हैं। नागपुर दक्षिण के अन्य अधिकांश नगरों से बिलकुल 
भिन्न है। रेल की मुख्य लाइन पर अच्छो स्थिति होने के कारण ओर 
एक बड़े रूई पेंदा करने वाले प्रान्त के केन्द्र पर होने के कारण यह 
नगर उन्नति कर रहा है। शोलापुर एक दूसरा ऐसा नगर है, 
जिसकी उन्नति रुई के कारण हुई है। इसमें आजकल बहुत से 
रूई के पुतलीघर ओर सूती कपड़ा बुनने के कारखाने हैं। जबलपुर 


बड़ा पठार १७४५ 


एक प्रसिद्ध रेलों-का-नगर है, जहाँ दो बड़ी लाइन मिलती हैं। 
बंगलोर मेसूर राज्य का सब से बड़ा नगर है, परन्तु विस्तार के 
विचार से इसका व्यापार बहुत कम है। राज्य की राजधानी मैसूर 
में तो बिलऋल हो व्यापार नहीं है, परन्तु यह भारतवर्ष के अत्यन्त 
खुन्दर नगरों में से है। भारतवष जेसे खेतिहर देश में थे नगर, जो 
ऐसे प्रान्त में हैं जहाँ वर्षा बहुत कम होती है और केवल थोड़ी सी ही 
फ़सले डगाई जा सकती हैं, व्यापार के समद्धिशालो केन्द्र नहीं हो 
सकते। भारतवर्ष के इस भाग में रूई की पैदावार इतनी अधिक 
होने के कारण एक-दो नगर रूई के केन्द्र भो हैं। बरार के खेतों की 
रूई का केन्द्र अमरावतों है; वाधा नदो की घाटी में बाधा ओर 
हिंगनघाट हैं। बम्बई प्रदेश में पश्चिमी घाट के निकट शोलापुर, 
हुबलो, धारवार ओर बेलगाँव हैं। ये नगर अपने आसपास के 
खेतों की रूई को इकट्ठा करते हैं और बम्बई के कारखानों को भेज देते 
हैं; परन्तु इन नगरों में अपने कारखाने भी हैं । 

एक ओर चिन्ह से हम यह बतला सकते हैं कि पठार में बहुत 
कम व्यापार होता है। नक़शे से मातल्म होता है कि यहाँ रहें 
अधिक नहीं हें | चौरस मेदानों की अपेक्षा जहाँ मिट्टी आसानी 
से खोदी जा सकतो है पथरीले पठार पर रेलों का बनाना इतना 
सुगम नहीं है। परन्तु यदि पठार उपज्ञाऊ होता, वहाँ आबादी घनी 
होती ओर अनेक बड़े उन्नतिशाली नगर होते, तो किसी न किसी 
प्रकार रेलें भी अवश्य बनाई जातीं। इसलिए जब हम यहाँ कम 
रेल देखते हैं, तो यह एक दूसरा चिन्ह हे कि पठार पर अधिक फसलें 
नहीं पेदा होतीं और यहाँ का व्यापार भी बहुत कम है । 


प्राचीन काल में भारतवष के इस भाग में समुद्र-तट से पहुंचना 
कठिन था। पश्चिम को ओर पश्चिमी घाट के सपाद ओर चटियल 


हें, 4, (.--।०0 


१४६ भारत-साप्राज्य ओर लंका 


ढाल हैं, ज्ञो उसे समुद्र से बिलकुल अलग कर देते हैं। पूवे की ओर 
उस से चार बड़ी नदियाँ निकलती हैं ; परन्तु वे भीतर की ओर खेने 
योग्य नहीं हैं, केवल मुहाने पर कुछ मील तक छोटी नाथें आ-जा 
सकती हैं। हमें याद रखना चाहिए कि उन दिनों में बहुत कम 
सड़कें थों और अच्छी सड़क तो थीं हो नहीं। वर्तेमान काल में 
रेलें समुद्र से भीतर की ओर बना दी गई हैं, परन्तु मेदानों की रोलों 
की अपेक्षा उनकी संख्या बहुत कम हैे। बम्बई से दकन में हो कर 
दो रेल की लाइनें पश्चिमी घाट को पार फरती हें--एक थाल घाट में 
हो कर जातो है ओर दूसरी भोर घाट में हो कर। एक ओर लाइन 
गोआ से भ तर की ओर जाता हैं। 

दक्षिण के सब से ऊँचे भाग में, ठोक उस स्थान पर जहाँ पश्चिमी 
ओर पूवों घाट मिलते है, नीलगिरि पहाड़ियों के ऊपर दो छांटे पहाड़ी 
स्थान उटकमंड ओर कोनूर बसे हुए हैं। वहाँ तक एक तंग रेल 
की लाइन कहवा और चाय के उपवनों में होतो हुई पहाड़ियों के 
सपाट ढालों पर चक्कर काटती हुई पहुँचती है । 


न 


१-पठार की नदियों की तुलना मेदान की नदियों से निम्नलिखित बातों 
में करो :-- 

(१) वर्षा, जिस से उन में पानो आता है ; 

(२) भूमि की प्राकृतिक बनावट जिस पर थे बहती हैं। 

इस प्रकार (क) सिंचाई, (ख) खेये जाने की दृष्टि से उनकी उपयोगिता की 
तुलना करो | 

२--प्राकृतिक बनावट, मिट्टी, वर्षा, सिंचाई, फ़सलें ओर जनसंख्या की दृष्टि से 
पठार के प्रान्त की बड़े मेदान से तुलना करो । 

३--पठार के छः बड़े नगरों के नाम लो और उनकी स्थिति बतलाओ। 
संच्षोप में यह भो बतलाओ कि प्रत्येक किस लिए प्रसिद्ध हे । े 


अध्याय १३ 


समुद्रतट के मेदान--फरसल ओर .बन्दरगांह 


समुद्गरतट के मंदानों का प्रान्त । अब हम भारतब के 
चोथे प्रान्त की सर करंगे जो शंष तीनों प्रान्तों से बिलकुल भिन्न हे, 
ओर जिसे “तटीय मेदानों का प्रान्त” कह सकते हैं। भारतवर्ष के 
प्रायद्वीप के सारे तट के किनारे किनारे पठार के सिरे ओर खुले हुए 
समुद्र के बीच में थल की एक नोची पद्टो है । 

पच्छिमों समुद्र-तरट का मेदान खस्भात की खाड़ों से कुमारी 
अन्तरीप तक चला गया है। यह बहुत खकरा हे, क्योंकि यहाँ 
पश्चिमी घाट समुद्र के बहुत निकट हैं। पूर्वों तट की पद्दों अधिक 
चोड़ी है, क्योंकि इस ओर पूर्वी घाट समुद्द-तट के निकट नहीं हें, 
परन्तु भीतर की ओर प्रायद्वीप के आरपार पश्चिमी घाट से मिलने के 
लिए मुड़ जाते हैं। यह पट्टा गंगा नदी के डेल्टा से कुमारी अन्तरीप 
तक चली गई है। यह दक्षिण में सब से चोड़ी हे, जहाँ यह भीतर 
की ओर पश्चिमी घाट के उस भाग तक फेलो हुई हू जो प्रायद्वीप के 
सिरे तक चला गया हे। इन दोनों तटीय मेंदानों का सारा भाग 
मिट्टी से ढका हुआ है, जो प्रायः उस कीचड़ ओर रेत की बनी हुई हे 
जिसे पठार पर बहने वाली नदियाँ अपने साथ लाई हैं। 

े. >् ३ 

पश्चिमी समुद्रतट का मेदान, जेसा नक़शे से माल्यम 
होता है, सकरा है। परन्तु हमको याद्‌ रखना चाहिए कि यह भाग 
भारतवष का वह भाग हे जिसमें उत्तरी-पश्चिमी मानसून पूरे बल के 
साथ आता है। पानी से भरे हुए बादल अरब सागर से हवा द्वारा 


१७८ भारत-साम्राज्य ओर लंका 






६. 






तिवान्द्रम ५ «हुँ ॥ 
कामेरिन अर्न्या 


2५ 
कि लि 
>- रा अ्काबक 


भारतवष का प्रायद्वीप । 


. ऋछ सेमुद्रतट के मैदान, ह्र २१७६ 


उड़ आते हैं, ओर कुछ मील भीतर की ओर स्थित पश्चिमी घाट के 
सपाट और चटियल ढालों से टकराते हैं। इसलिए यहाँ बहुत 
अच्छी चर्षा होती है--ओसत १०० इंच प्रति वर्ष है; परन्तु कुछ भागों 
में २०० इंच के क़रीब वर्षा होती है। इस अधिक वर्षा के कारण 
समुद्र-तट के मैदान पर अनेक नदियाँ बहती हैं, किन्तु ये समुद्र से 
पहाड़ों की निकटता के कारण छोटी और तेज्ञ हैं ओर इसलिप 
अधिक उपयोगी नहीं हें । 


परन्तु अधिक वधों के कारण इस समुद्रतट के मैदान की मिद्ठी 
बहुत उपज्ञाऊ है ओर चावल की पेदावार के लिए अत्यन्त उपयुक्त है। 
धान के बहुत से लद्दलहे खेत हें, ओर कहीं कहों वर्ष में तीन फ़सले 
योयी जाती हैं। सभी प्रकार के ताड़ ( खजूर को छोड़ कर, जिसे 
बहुत सूखी जलवायु की आवश्यकता है ) फूलते फलते हैं, विशेषकर 
नारियल जिसे रेतीले समुद्रतट ओर अधिक वर्षा की आवश्यकता है। 
इससे जटा ओर गोला मिलते हैं। सुपारी का पेड़ भी बहुत पेदा 
होता है। भारी वर्षा के कारण इमारती रूकड़ी भी पैदा होती है ओर 
यहाँ घाट जंगलों से ढके हुए हैं, ज्ञिनका मुख्य वृक्ष सागोन हे। यह 
तट गरम मसालों के लिए खदा से प्रसिद्ध रहा है। मुख्य मसाले 
काली मि्ये, अद्रक और इलायची हैं। समुद्र से दूर पहाड़ियों पर 
कहवा ओर चाय अधिक बोयी जाती है, और नीची घाटियों पर 
रबड़ के पेड़ उगा दिये गये हैं। मिट्टी के उपजाऊ होने के कारण 
आबादी घनी हैे। यह सारा तटीय मैदान गाँवों से भरा पड़ा है, 
जो नारियल के कंज, पानों के उपवन ओर चावल के खेतों के बीच 
में स्थित हैं। 


अहमदाबाद, सूरत और बम्बड्टे को छोड़ कर कोई बड़े 
मगर नहीं हैं। परन्तु कई छोटे छोटे बन्द्रगाहों द्वारा समुद्री ध्यापार 


१७५० भारत-साप्राज्य ओर लंका 


गन+न-म+>म+ न ज--++>न्‍ न स-जक नल न नी तन “० ९ जिका-जिननल ०-9 ५ल्‍मनननक*+-र००कर-+--००%- 
बन तनतीन-+- नमकीन मिनननिनन-+-+म न जप “न न जिननकनफनननन "तन +- मनन नरम ++ ५ जन + पक >ज-न+>+++०» 
[। 
रन के ननिर-न नल क-+-+-+११००५8 -निनननान-+न मन ननन+-नन-++ बने +++-+. 
कक +-+ न ०» नन-++१० ५ -+--+१०-० ७ नजनन जनम ननलथ-- ७००७ कमकत>वज-+ “न के पलक डलजान ०-०. 
बन तने वजन नन>+--+न न बन नल न पमननान ताक 2०७-०-०ी००ेनल»न-++3९०७. ०९३ ०९०९० ००» सी 


नमन ++ ०2 निनी७>-_-+० ५“ रब नर 
(लक, ननित्नजनप्ललओनज+ चऑण-- 
जन >-++-कक "७ "व>+नबल मकर नननन नत+-क-५- हे “सीजन ली बन ० कान अजजन+ “जन «+-नमिनान- 34 नफिना--+ न - पननणन- >> >त+ 





सन च-ननबनन>कननननत- ३८५९५ ० जन-++क>जम 9 रब >-नाअडबललनननानन “0 बगणा “०० नंद 
पर “कियन+पपनम+ नमन सका धनी पिण--+3अकन-न+ ५. ५ञजा>०-++- 
०५८ कार फेक ०० सनम बेर सा पकने जं“नकअक०४>5४ेन-न 
(७/ नर + १. ++*+-छ४०७ ८... ५५ िलना- >बम-क *+4 + ? “--*० ४----कर “2«2४»-- ५ ५००००-नत्न>०५->बक० - त.ा>7- 






मा है 5 ६ ः 

हू 5 मील पल लि + 3 कप अल हि.  प्ाल्घ्राट दर्रो ) 

मा 8 इनकिलम है 82 

गा हक की & 
प्रग्रेजी मील मु द 






कक] (००  #00 3०७ | है ही 3 हे 5 " तिवान्द्रम 2 ४. 
कलम पक पक 0 3 ज तिवान्द्रा | 
बडी बडी रेलवे __...........ऊै क [/. . . : : क़ाप्तेग्ति-अन्तरिषें””] 


जन ल कक फैन न+ +००+ आर 








. सकरे बन्दरगाह 


समुद्रतट के मैदान १५१ 


होता है, जसे किलन, अलेपी, कोचीन, कालीकट, 
मगलोर और गोझञझा। अहमदाबाद काढियाबाड़ प्रायद्वीप की 
गदन पर स्थित है। यह गुजरात के उपजाऊ रुई पैदा करने वाले 
प्रान्त के बीच में चहल-पहल का उन्नतिशोल नगर हे। इसमें £० से 
अधिक रूई के कारखाने हैं। तट के किनारे किनारे एक रेल सूरत 
ओर बम्बई को गई है। सूरत भी रुई बुनने वाला नगर है, परन्तु 
उसका समुद्री व्यापार अब कम हो गया है। अंगरेज़ भारतवष में 
सब से पहले यहीं बसे थे। प्राचीन काल में अरब, डच, पुतेगाल 
वाले ओर अँगरेज़ सोदागर इस तट से बहुत व्यापार करते थे। तट 
के किनारे छोटे नगरों में वे पुराने किले अब भी देख पड़ते हैं, जो 
उन्होंने अपनी कोठियों की रक्षा के हेतु बनाये थे। गोआ अब भी 
पुतेगाल वालों के अधिकार में हे। परन्तु वम्बई को छोड़ कर कोई 
भी इतने बड़े बन्द्र नहीं हें, जिनमें आजकल के बड़े जहाज़ आ-जा 
सक। इसलिए इस प्रान्त का व्यापार अधिकतर तटीय ही है, अधथांत्‌ 
छोटे छोटे जहाज़ नीचे मेद्ानों की उपजञ्ञ जेसे गोंला, जटा, नारियल, 
काली मि्े ओर सोंठ, तथा पहाड़ियों की उपज जेसे चाय, इलायची, 
कहवा ओर सागोन की छूकड़ी को इकट्ठा करते हैं. ओर इनको 
बड़े बड़े बन्दरों में छे जाते हैं, जेसे बम्बई को या लंका में कोलस्बो 
को। इन बन्वरों से यह माल बड़े जहाज़ों में लाद कर विदेशों को 
भेजा जाता है। इस तट के दक्षिणो भाग ( मलाबार तट ) के 
व्यापार को उन छलगूनों से बड़ी सहायता मिलती है, जो समुद्र से 
मिले हुए हैं और जो मीलों दूर तक किनारे किनारे चले गये हैं। 
कोचीन मलाबार तट का मुख्य बन्द्रगाह हे। इसका फारण कुछ 
तो यह है कि डसका बन्दर छोटे ज्हाज़ों के लिए अच्छा है, ओर कुछ 
यह्‌ भी है कि यह लगूनों द्वारा तट के शेष भाग से मिला हुआ है । 


१५२ - भारत-साम्राज्य ओर लंका 
कोचोन का लगून १२५० मील लम्बा है। आशा की जाती है कि 
किसी दिन वहाँ पर गहरा बन्दर बन जायगा। 


परन्तु इस तट का सब से प्रसिद्ध नगर बम्बई है, 
ओर यह अपनी स्थिति के कारण प्रसिद्ध हो गया है। यह एक टापू 














के उस ओर बसा हुआ है, जिधर हवाओं का बचाव रहता है। इस 
टापू से उसके बन्द्र को रक्षा होती है, जिससे बड़े बड़े जहाज़ मानखून 
की आँधी के दिनों में भी वहाँ के शान्त पानी में लंगर डाल सकते हैं। 


समुद्गरतट के मेदान १्ण३्‌ 


हिन्दुस्तान के पच्छिमी किनारे पर सिवाय करायी के यही एक बन्द्र 
है, जिसमें बड़े जहाज़ आ-जा सकते हैं। कराँची को छोड़ कर यह 
अन्य भारतीय बन्दरगाहों की अपेक्षा योरुप के लिए संब से निकट 
का बन्द्रगाह है। यही वह समुद्री द्वार है, जिसके द्वारा भारतवर्ष 
का योरुप ओर अफ्रीका से व्यापार होता है। थरल पर भी इसकी 
स्थिति बहुत उपयोगी है। अन्य किसी बन्द्रगाह की अपेक्षा वम्बई 
भारतवष के केन्द्र के अधिक निकट है, और इसलिए अन्य किसी 
दूसरे भारतीय बन्द्रगाह की अपेक्षा इसमें अधिक क्षेत्रफल फी भूमि 
का माल आता-जाता है। इसके अतिरिक्त, बम्बई भारतवर्ष का 
सब से बड़ा शिल्प का नगर है। यह गुजरात, बरार ओर दकन के 
रुई पेदा करने वाले ज़िलों के निकट स्थित है, ओर इससे यह 
भारतवर्ष के रूई कातने ओर खूत बुनने के व्यापार का मुख्य केन्द्र 
दो गया है। इस तट की तर वायु भी रुई के बुनने ओर कातने 
के लिए बहुत उपयुक्त हे। रुई की फसल के पश्चात्‌ दकन के घाटों 
के नीचे उसके कारखानों के लिए रेलों में भर कर कपास लाया जाता 
है। बहुत सा सूती कपड़ा जो बम्वई में बुना जाता है अफ्रीका, चीन 
ओर जापान को भेज दिया जाता है। इस तट के शेष भाग की 
तरह बस्बई प्रायद्वीप के. सीतरी भाग से ऊचे पश्चिमी घाटों द्वारा 
अलग हो रहा है। परन्तु यह कमो रेलों द्वारा दूर हो जाती है। 
दो रेल इसको भारत के शेष भाग से मिलाती हैं, जो इन पव॑तों के 
सपाट दर्रों में हो कर पूच की ओर कलकत्ता और दक्षिण-पूर्वे की 
ओर मद्रास को जाती हैं। एक और रेल तट के किनारे किनारे 
सूरत ओर अहमदाबाद हो कर आगरा ओर देहली को गई है। परन्तु 
घाटों से बम्बई को लाभ भी हे। सन्‌ १६१५ में “टाटा हाइड्रो 
इलेक्ट्रिक स्कीम” ( टाटा का बिजली का कारस्वाना ) इन पवतों पर 
खोला गया। यहाँ उंची घाटियों में पत्थर के बाँध बनाये गये हैं। 


१०७ भारत-साप्नाज्य ओर लंका 


इनमें मानसून का मेह जमा कर लिया जाता है, जो यहाँ पर थष में 
५०० इंच से ऊपर बतलाया जाता है| इन बाँचों का पानी १,७३५ 
फुट की ऊँचाई से नलों द्वारा नीचे गिराया जाता है। इसके बड़े 
बल से 'टरबाइनः ( बिजलो पेंदा करने के पहिये ) घूमते हैं। तारों 
द्वारा यह बिजली बम्बई पहुचाई जाती है, जो यहाँ से ७० मील से 
अधिक दूर है। वहाँ इससे कारखाने चलाये जाते हैं, मकान ओर 
सड़कों पर रोशनी होती है. और वम्बई और पूना के बीच की ररेलें 
चलाई जाती हैं। इस युक्ति के द्वारा पानी का बहुत बड़ा परिमाण 
जो पहले समुद्र को अकारथ ज्ञाता था अब बहुत बड़े उपयोगी काम 
में ले लिया जाता है। अन्य बाँध भी ऐसे ही कामों के लिए बम्बई 
के पीछे पर्वेत की घाटियों में बनाये गये हैं । 

इस लम्बे तटीय मेंदान की उपयोगिता में एक बात बाधा 
डालने वाली यह है कि यह भारत के शेष भाग से पश्चिमी घाट की 
ऊँची श्रेणियों द्वारा पृथक हो रहा है। इस प्रकार मलाबार तग के 
निवासियों के रीति-रिवाज ओर भाषा भारत के शेष भाग से बहुत 
भिन्न हैं। इन प्तों के कारण व्यापारी भी सुगमतापूर्वेक पार 
नहीं आ-जा सकते थे। परन्तु वर्तमान काल में यह कठिनाई 
रेलों दारा दूर कर दी गई हे। हम देख चुके हैं कि तीन मुख्य रेल 
बम्बई से जाती हैं। एक और मंगलोर से कालीकट को जाती है, 
जो पालघाट दर के द्वारा मद्रास को पहचाती है। गोआ भी रेल 
द्वारा दकन से मिला हुआ है । एक और भं रेल की लाइन दृक्षिण 
में तिवेन्द्रम और क्वीन को तिनेवेली ओर मदूरा से अब मिलाती है। 


पूर्वी समुद्र तट का मेंदान, जैसा नक़शे से मालूम होता 
है. अधिक लम्बा है और दक्षिणी सिरे पर पश्चिमी समुद्रतट के 
मंदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है।. इसके विषय में सब से 


समुद्गरतट के मैदान श्ष्ष 


अधिक आवश्यक बात जानने योग्य यह है कि यहाँ की वर्षा बहुत 
कम है। वध में केवल ४० से ५० इंच तक मेह बरसता है। 
ऊपर के आधे भाग में, अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से 
होती है; दक्षिण के आधे भाग में वर्षा बाद को होती है, अर्थात्‌ 
उत्तरी-पूर्वी या जाड़े के मानसून द्वारा होती है। परन्तु इस तट को 
एक बड़ा लाभ यह हे कि थलर पर लम्बा ढाल होने के कारण अनेक 
बड़ी नदियाँ इस भाग में हो कर बहती हैं, ओर सब से बड़ी चार 
नदियों में बड़े बड़े डेल्टे हें--/-महानदी, गोदावरी, कृष्णा और काघेरी | 
पठार को छोड़ने के पश्चात्‌ ये नदियाँ समुद्रतट के चौरस मेंदान 
पर हो कर बहती हैं। इसलिए इनकी घाराएँ भी घीमी पड़ जाती 
हैं, और वे बड़े बड़े डेल्ये बना डालती हैं। इन डेल्टों के सिरों पर 
नदियों के आरपार बाँध बना दिये गये हैं। इन बाँधों से पानी 
अनेक छोटी ओर बड़ी नहरों द्वारा आसपास की मीलों दूर धरती 
को सींचने ओर उपजाऊ बनाने के लिए पहुँचाया जाता है। इस 
प्रकार इन डेल्टाओं पर मीलों दूर तक खेत से खेत सटे हुए हैं, और 
इसलिए ये इस तट के निवासियों का अधिकांश भोजन पेंदा करते 
हैं। पानी की अधिकता के कारण मुख्य फ़सल धान है, ओर अच्छी 
भूमि पर गन्ना भी पेंदा होता है। इस तटीय मैदान के अन्य भागों 
में, जहाँ पानी घरती के गड़ों, अर्थात्‌ तालाबों, में जमा किया 
जा सकता है या कुओं से निकाला जाता है, धान पेदा होता है। 
सूखे भागों में ज्वार, बाजरा, मटर ओर तेलहन, जिनको कम पानी 
की आवश्यकता हे, अधिकतर बोये जाते हें । 


मद्रास प्रान्त की सरकार ने वेगई नदी पर सिंचाई की एक 
विचित्र युक्ति निकाली है। पेरियार नदी के आरपार, जो पश्चिमी 
घाटों से निकल कर पच्छिम की ओर बहती है, एक बहुत बड़ा पत्थर 
का बाँध बना दिया है। फिर, इन पहाड़ियों को काट कर नीचे 


१५६ भारत-साम्नाज्य ओर लंका 






अंग्रेजी मील 
| ०0 १०० २०० 


&७०६४:-००६८-० ००२२६ ००२ ००२०-०० __>> 220 अल अं शलाब अल मन लो मिरिज 


बी बडी रेलवे 





4 


बडूनल की द 













/& &% 5 जीत छेआनेंगापटम 
घर कालमीर अन्तग्प 





॥ , 
चोरस पूर्वी तट, और उसके डेक्टे । 


समुद्रतट के मैदान १५७ 


नीचे एक सुरंग बनाई गई है, जिसके द्वारा यह पानी पूर्व की ओर 
बह कर देश के बहुत बड़े भाग को सींचता है, और तत्पश्चात्‌ वेंगई 
नदी में बह जाता हे। इस प्रकार वह पानी जो पहले अरब सागर में 
अकारथ बह जाता था, अब प्रायद्वीप के पार बह कर बंगाल को 
खाड़ी में पहुँचता है, ओर मार्ग में जिस प्रान्त पर हो कर बहता है उसे 
स्खुब सोंचता जाता है | ह क्‍ 

यहाँ पर कोई ऐसे प्रसिद्ध रलूगून नहीं है जेसे मलाबार तथ के 
किनारे किनारे हैं ; परन्तु महानदी ओर गोदावरी के डेल्टाओं पर 
अनेक नहरें हें, ज्ञिनमें नावें चलती हैं। तट के निकट बकिंघम नहर 
कृष्णा नदी के डेढ्टा को मद्रास से जोड़ती है, ओर आगे दक्षिण की 
ओर ज्ञाती हे। इस सप्तुद्रतट पर एक रेल की लाइन कलकत्ते से 
मद्रास को ओर आगे दक्षिण में तृतीको रिन तक जातो है । 


जनसंख्या ओर नगर। अच्छी वर्षा और डउपजाऊ 
धरतो के कारण आबादों घनी है, विशेषकर डेब्टाओं में। कृटक 
महानदी के डेल्टा के बीच में हे और उसके व्यापार का केन्द्र हैं । 
उसी के निकट पुरी है जो हिन्दू धममें का बड़ा पवित्र स्थान है, ओर 
इसलिए बहुत बड़ा तीर्थ है। गोदावरी के डेल्टा के तट पर कोकोनडा 
द्वारा इस उपजाऊ प्रान्त की उपज बाहर भेजी जाती है। कावेरी 
के उपजाऊ डेब्टा पर दो बड़े नगर तंजोर ओर त्रिचनापलो हदें। 
तंजोर के आसपास का डेल्टा-प्रान्त बहुत अधिक नहरें होने के कारण 
कभी कभी “दक्षिण भारत का उपवन” कहलाता है। एक ओर 
बड़ा नगर सदूरा वेंगई नदी पर है, जो एक छोटी सी नदी है परन्तु 
अधिक चात्रल पैदा करने वाले बड़े प्रान्त को सींचती है। उसके 
कारखानों में आसवास के प्रान्त में पेदा होने वाली रई काती ओर 


१७८ भारत-साप्ताज्य ओर लंका 


बुनी जाती है। मदूरा, त्रिचनापली ओर तंजौर सब प्राचीन नगर 
हैं। प्रत्येक में प्रसिद्ध मन्दिर हें। किसी अच्छे नकशे में बहुत से 
छोटे छांटे बन्दरगाह तट के किनारे देख पड़ेंगे। कावेरी के डह्टा 
पर नोगापट्रस का बन्दरगाह हे। पांड्येरी फ़रासीसियों का 
बन्द्रगाद है; यहाँ से आसपास के खेतों में उगने वाली मूंगफलियाँ 
मारसेल्स को भेजी जाती हैं। आगे दक्षिण में चल कर तृताकोरन 
उपयोगी बन्दरगाह है, क्योंकि भारतवर्ष ओर लंका का व्यापार 
इसी के द्वारा होता हे | 

परन्तु इस तट पर खब से बड़ा और उपयोगो नगर सद्रास 
है, जिसमें पाँच लाख से अधिक मनुष्य रहते हैं। इसमें कई चमड़े के 
कारखाने हैं ओर यहाँ से खाल ओर चमड़ा विदेशों को भेजे जाते 
हैं। यहाँ रूई के दो बड़े पुतलोघर हैं। यह एक बहुत बड़े भीतरी 
प्रान्त का बन्द्रगाह हे। नगर में एक विश्वविद्यालय और कई 
कालेज तथा स्कूल हैं। यहाँ से रेलें चार दिशाओं में जाती हैं। 
पक रेल की लाइन समुद्रतट के सकरे मंदान में उत्तर को आंर चली 
गई है, जो कृष्णा, गादावरी ओर महानदी के डेब्टाओं के सिरों को 
पार करतो हुई कलकत्ते तक पहुंचतो है। दो ओर रेल इसको पश्चिमी 
समनुद्र॒तट से मिलाती हैं। एक उत्तर पश्चिम को ओर दकन के पठार 
पर चढ़ कर बम्बई को जाती है; दूसरी पच्छिम की आर पालघाट 
दर्रे में होकर कालीकट, मगलोर ओर अरनाक्यूलम्‌ को जाती हे। 
साउथ इंडियन रेलवे ( दक्षिणी भारतीय रेल ) दक्षिण की ओर तंजोर 
ओर त्रिचनापली हो कर मदुरा को गई है। मदूरा से रेलें घनुषकोटी 
ओर तूतीकोरन को जाती हैं। 

यद्यपि मद्राल भारतवर्ष का तीखरा बड़ा नगर है, तथापि 
कलकत्ता, बम्बई या कानपुर की तरह यह अधिक व्यापार या शिल्प 


समुद्गरतट के मैदान १५६ 


का नगर नहीं है। इसमें न तो कलकत्ते की तरह पाट, ओर न 
बस्बई की तरह रूई बहुत अधिक परिमाण में काती तथा बुनी जाती 
है। न यह इन दोनों नगरों की तरह बड़ा बन्द्रगाह ही है। इसका 
पक कारण यह है कि इसके बन्दर में बड़ी आँधियां के समय जहाज्ञों 
की भली भाँति रक्षा नहीं हो सकती। नक़शे से एक दूसरा कारण 
ओर भी माल्यम दोता है। कलकते की तरह इसके प!|छे उतना 
बड़ा उवज्ञाऊ मेंदान नहीं है, जिसमें पाट, गेहूँ ओर चावल डग 
सके जिनकी विदेशों में माँग रहती हे। निकट कोई कोयले की 
खानें भी नहीं हैं। तीसरा कारण यह है कि पठार के पूर्वी ओर 
पश्चिमी किनारों पर अनेक बन्द्रगाह हैं, जो उसके समुद्री व्यापार 
को बाँट लेते हें। इस प्रकार मद्रास, कलकत्ता या कराँची की 
तरह भाग्यशाली नहीं है। बड़े मंदान के समुद्री फाटकों पर स्थित 
होने के कारण ये नगर प्रायः सारे उत्तरों भारत के विदेशी व्यापार 
के लिए द्वार हैं। इसी प्रकार रंगन ब्रह्मा का फाटक है। परन्तु 
दक्षिणी भारत में, थल के आकार के कारण, विदेशों व्यापार दोनों 
तटों पर कई बन्द्रगाहों में बट गया ह। श्सलिए कोकोनडा, 
नीगापद्वम, कोचीन ओर काल।कट आदि बन्द्रगाहों के साथ साथ 
मद्रास को व्यापार का केवल एक भाग ही मिलता है। इसका 
बन्दर भी प्राकृतिक नहीं हे। मांटों कंकरीट की दीवाल विशाल 
भुजाओं की तरह रेतीले तट से समुद्र में बना दी गई हैं जो जहाज़ों 
की रक्षा करती हें। यह बन्दर हाल में गहरा कर दिया गया है 
और इसका मुंह उत्तर को ओर बना दिया गया है, जिससे समुद्र की 
धारा उसे रेत से न भर दे। 


१६० भारत-साप्राज्य ओर लंका 


अश्ष 

१--कोनकन ओर मल्लाबार तटों की जलवायु ओर वनष्पति वर्शन करो। 
उनके मुख्य बन्दरगाहों के नाम लो, ओर उनके व्यापार का वर्णन करो। बम्बई 
को समुद्री व्यापार के लिए कोन कोन लाभ हैं ? उसकी तुलना मद्गास से करो । 

२--यह कहा जाता है कि भारतवर्ष की सारी वर्षा का * भाग इस तटीय 
मेदान पर “नष्ट” हो जाता है। समझभाझ्ो कि इससे क्‍या आशय है। यह 
बतलाओ कि बम्बई-सरकार इस वर्षा का अधिक उपयोग किस प्रकार कर रही है । 

३-पश्चिसो घाट से पश्चिमी तटीय मेदान को कोन कोन से लाभ हैं ओर कौन 
कोन सी हानियाँ हैं ? 

४-पूर्वी तटीय मैदान का नक़शा खींचों, ओर उसमें ढेल्टे तथा मुख्य नगर 
दिल्लाओ | 


अध्याय १३ 


तटीय मेंदानों पर ओर वहाँ से भीतर के 
देश में कुछ यात्राए 


भारतवर्ष के तटीय मेंदानों ओर उनके वीच में स्थित दक्षिण के 
पठार का भूगोल हम मद्रास से रेल द्वारा कुछ यात्राएं कर के समझ 
सकते हैं। हमारी पहली यात्रा उत्तर की ओर तथ के किनारे 
किनारे बड़ी छाइन पर होती है, जो करूकतते जाती हे। सारे मागे 
पर हमकों बाई' ओर पूर्वी घाट दिखाई देते हैं, कभी समीप ओर 
कभी दूर। उनकी चोटियाँ उज्ञाड और चटियल हैं, ओर उनके 
ढाल जंगलों से ढके हुए हैं। मद्रास से थोड़ी ही दूर आगे चल कर 
पुलीकट मील दिखाई देने लगती हे। यह समुद्र से लगूनों द्वारा 
जुड़ी हुई है। इन के किनारों पर बहुत सा नमक बनाया जाता है, 
ओर घोंघों को इकट्ठा कर के उन्हें जला कर चूना बनाया जाता है। 
बकिंघम नहर द्वारा, जो भील से जुड़ी हुई है, नमक, चूना और 
जलाने की लकड़ी से भरी हुई नावें मद्रास को जाती हैं। 

केवल एक या दो स्थानों पर ही हमारी रेल समुद्र के बिलकुल 
निकट चलती है। सारे मागे में तटीय मेदान चोरस है। इसलिए 
रेल बनाने में कठिनाई नहीं पड़ी थी, और यहाँ कोई सुरंगें नहीं हैं । 
सब से बड़ी अछुविधा यह थी कि इतनी नदियों पर पुल केसे बनाये 
जायं। पहली नदी जो हमें मिलती है, पिनार है। दायें किनारे 
पर स्थित नेछोर नगर के निकट बहुत सी चाघल की भूमि को यह 
सींचती है। एक रात की यात्रा के पश्चात्‌ हम कृष्णा फे बड़े पुल 


४, 4, (,+4व 


१६२ भारत-साप्नाज्य ओर लंका 


को पार करते हैं, ओर बेज़वाड़ा स्टेशन पर पहुचते हैं। नकशे से 
मात्यूम होता है कि बेज़वाड़ा क्‍यों प्रसिद्ध है। यह एक बड़ी नदी 
के मिलने के स्थान पर स्थित है। यहाँ से चारों ओर रेल की लाइने 
जाती हैं। एक उत्तर-पच्छिम की ओर घाटों पर चढ़ कर हैदराबाद 
रियासत में पहुँचतो है। एक छोटी लाइन पूर्वों घाट की अनामलय 
श्रेणी को पार करके गुण्टकल जंकशन पहुंचती है, ओर वहाँ से एक- 
दूम प्रायद्वीप के उस पार पश्चिमी तट पर पहुँचती हैं। एक ओर 
लाइन कृष्णा के डेल्टा को पार कर के मसलीपटटम के बन्द्रगाह को 
पहुचती है। बेज़वाड़ा नदी के डेब्टा के सिरे पर है, इसलिए यह 
नदी-बन्द्र है, ओर यहाँ बहुत सी नावें देख पड़ती हैं। कृष्णा का 
बड़ा बाँध यहाँ से बहुत निकट है, जिस से बेज़वाड़ा वह स्थान है 
जहाँ से. डेल्टा के आर-पार नहरें खोंदी गई हैं। एक नहर वकिंहम 
नहर से मिलती है; दूसरी कृष्णा को गोदावरी से जोड़ती है। 
जैसे हम डेटा पर यात्रा करते हैं हमें मार्ग में नहर में चलती हुई 
नावों के बड़े बड़े बादबान दिखाई देते हें । 

ज्यों हीं हम गोंदावरी के पुल को पार करते हैं, ज्ञो एक मील से 
अधिक लम्बा है, हम राजामन्द्री नामक दूसरे नदी वन्द्र पर पहुचते 
हैं। बरसात के मोसिम में नदी बहुत चौड़ी और गहरी हो ज्ञाती 
है, ओर उसमें बहुत सी नावें चछती हैं। वे समुद्र-तट पर तंयार 
किये गये नमक को ओर डेह्टा पर पेदा होने चाठे चाचछ को लादू 
कर नदी के द्वारा भीतर के स्थानों को पहुँचाती हैं। नीचे की ओर 
पूर्वों घाट के जंगलों से काटी हुई लकड़ी ओर बाँस के बेड़े बहा 
दिये जाते हैं। मानसून के मेह के पश्चात्‌ डेल्टा से दकन में सो मील 
से अधिक दूरी तक नावें खेई ज्ञा सकती हैं। 

जब हम कृष्णा और काघेरी के चोड़े डेब्टाओं को पार करते हैं, 
तो पैसा मात्युम होता हे कि हम एक विस्तृत उपवन में हो कर 


तटीय मैदानों से सम्बद्ध यात्राए १६३ 


जा रहे हैं। भूमि डउपजाऊ है ओर उस पर आसानी से हल चलाया 
ज्ञा सकता है ; नदी से बहुत से जल-माग बना दिये गये हैं, और 
कुएण आसानी से खोदे जा सकते हैं। जिस किसी ओर हमारी 
दृष्टि जाती है, मोलों दूर तक खेत ही खेत दिखाई पड़ते हैं। रेल की 
पक शाख द्वारा या नहर द्वारा हम कोकोनडा पहुँच सकते हैं, जो 
डेल्टा का एक बड़ा बन्द्रगाह है। यह अन्य बन्द्रगाहों का चावल व 
चोनी भेजता है, ओर ब्रह्मा को नदी के टापुओं पर पेदा होने वाली 
बाढ़िया तम्बाकू भेजता है । 

जेसे हम आगे बढ़ते हैं हम देखते हें कि तटीय मेंदान अब भी 
बहुत चोड़ा है, परन्तु पहले की अपेक्षा सकरा होता जाता है, क्योंकि 
यहाँ घाट समुद्र से अधिक निकट हैं। विज्ञगापट्टम पर वे तट को 
छूते हैं, ओर यहाँ की भूमि चटियल है। यहाँ एक गहरा बन्द्र 
बनाया जा रहा है। विज्ञगापट्टम से आगे बढ़ते ही हम देखते हैं 
कि हमारी रेल में एक नया इंजिन लगा दिया गया है, क्योंकि अब 
हम बंगाल नागपुर रेलवे पर यात्रा कर रहे हैं। शीघ्र ही 
विज़ियानग्रम्‌ पीछे रह जाता है, जो घाट ओर समुद्र के बीचों बीच में 
स्थित हे। इस नगर से एक रेल की लाइन उत्तर की ओर बनाई 
जा रही है, जो घाटों को पार कर के मध्य प्रदेश के पठार में ज्ञायगी । 
हम देखते हैं कि मद्रास से आगे सारे मार्ग में रेल के स्टेशनों के नाम 
तेलगू भाषा में लिखें हुए हैं। बहुत शीघ्र ही हम दूसरी नदी पार 
कर के गंजाम में पहुंचते है. ओर अब हम देखते हैं कि वे डड़िया में 
भी लिखे हुए हैं। गंजाम के भीतरी भाग पहाड़ी हैं, जिन्हें मलिया 
कहते हें। इनमें जंगल की ज्ञातियाँ निवास करती है, ओर इनकी 
घाटियों में चावल के खेत ओर गाँव हैं। गंजाम का मुख्य नगर 
बिरहामपुर है। यहाँ से चलने के पश्चात्‌ कुछ ही घंटे पीछे हम को 
अपने दाई' ओर सुन्दर चिलका कील देख पड़ती है। यह समुद्र से 


१६४ भारत-साप्राज्य ओर लंका 


पक नहर द्वारा जुड़ी हुई है। अब हम मद्रास प्रदेश की उत्तरी 
सोमा पर पहुच चुके है, और उड़ीसा के पह्दाड़ी प्रदेश में घुसते हैं। 

हम मद्रास से क़रीब ७०० मील दूर निकल भाये, परन्तु कलकत्ता 
ओर आगे चल कर ३०० मोल से भी अधिक दूर है। यहाँ पहुंचने 
के लिए हम को महानदां के उपजञाऊ डेंढ्टा को पार करना पड़ता है। 
कटक के निकट नदी पर पुल बन रहा हे। मद्रास से इस लस्‍स्बी 
यात्रा में हम को उपजाऊ धरती में हो कर जाना पड़ा है, क्‍योंकि वह 
मेह जा घाटों पर बरसता है अनेक नदियों द्वारा खेतों में पहुँचता है । 
हम को सारे मार्ग में सदा ही ताल, दलदल, कुएँ, नहरें, नदियाँ आादि 
दिखाई पड़ती रहती हैं। जहाँ पानी अधिक है वहाँ खंतों की मुख्य 
फसलें चावल, गन्ना ओर पान हैं; चांलम (ज्यार ) और क्ुम्बू 
( बाजरा ) सूखे भागा पर पैदा होते है । 

मद्रास से हमारा दूसरा यात्रा विपरीत दिशा में हे। हम साडथ 
इंडियन रेलवे की छांटो लाइन पर चलते हैं, जो त्रिचनापली ओर 
मदूरा होती हुई चोड़े पूर्वों समुद्रा-तट के मेंदान पर जाती है। यहाँ 
नक़दो से मालूम होता है कि पहाड़ समुद्र से अधिक दूर है। हम 
सब से पहले चिंगलपट पर टठहरते हैं, जो पलार नदी के बिलकुल 
निकट हैं। यह चावल के खेतों के बीच में स्थित हे, ज्ञिनकी सिंचाई 
बड़े तालाबों से होती है। यहाँ से हम रेतीले समुद्र.तट पर स्थित 
मद्दाबलीपुरम्‌ के प्रसिद्ध पवंतीय मन्दिरों को देख सकते हैं, या हम 
एक शाख द्वारा कांजीवरम्‌ ( काँचा ) जा सकते हैं, जो बहुत प्राचीन 
ओर प्रसिद्ध नगर है आर मन्दिरों से भरा हुआ है, जिनके दशेनों के 
लिए भारतवष के धत्येक भाग से यात्री जाते हें। पलछार नदी को 
पार कर के हमारी रेल एक जंकशन पर पहुँचती है, जहाँ से एक 
शाख हमें फ़रासीसियों के पाण्डचेरी बन्द्रगाह को ले जा सकता है। 
परन्तु प्रधान लाइन पर ही चलते हुए हमें मार्ग में दो ओर नदियाँ 


तटीय मैदानों से सम्बद्द यात्राएँ १६५ 


पार करनी पड़ती हैं, ओर फिर चिन्द्मवरम्‌ के मन्द्रि की शोभायमान 
मीनार द्ृष्ठिगोचर होती हैं। यह नगर कावेरी नदी की कोलरून 
शाख के निकट ही स्थित है । | 

अब हम इस बड़ी नदी के चौरस उपज्ाऊ डेढ्टा पर पहुँच गये । 
हमारे चारों ओर मीलों दूर तक धान ओर गन्ने के खेत तथा पानों 
के उपयन दिल्लाई पड़ते हें। तंजोर इस के मध्य में हे। कुम्मकुनम्‌, 
मनारगूदी ओर मायावरम्‌ इस भाग के अन्य तीन बड़े नगर हैं। 





'जोर का विशाल मन्दिर । 


यहाँ गाँव भी बहुत हैं। प्रसिद्ध मन्द्रि अनेक हैं, परन्तु सब से 
अधिक मनोहर तंजोर का मन्दिर है। एक लाइन तंजोर से बिलकुल 
पूथें की ओर नीगापद्ट म्‌ को जाती है। यह नगर चहल-पहल का बभ्द्र- 
गाह है, जो डेढ्टा पर पैदा होने घाले चावल को लंका भेजता है। चौड़े 
डेढ्टा के पार पश्चिम की ओर आगे बढ़ कर हम अिचनापली पहुँचते 
हैं, जो कावेरी नदी के दृक्षिणी किनारे पर स्थित है और रेल का 


१६६ भारत-साप्राज्य ओर लंका 


प्रसिद्ध जंकशन है । यहाँ से एक शाह्ष कावेरी की घाटी में हो कर 
जाती है, जिसके द्वारा हम पश्चिमी तट पर पहुँच सकते हैं | 

हम अपनी यात्रा दक्षिण की ओर जारी रखते हैं। चोरस डेल्टा 
की नीची धरती हमारे पीछे रह जातो है, ओर हम ऊँची भूमि पर 
चढ़ते हुए डिंडीगल पहुँचते हैं। फिर वेंगई नदी पर स्थित मदूरा 
के लिए हम नीचे उतरते हैं। मदूरा बड़ी प्राचीन राजधानी है। 





24० रू 
कक कक 


है का ' »< $ 20 





मदूरा के निकट का सन्दिर । 


उसके बड़े शिवजी के मन्दिर की गगनचुस्थी मीनार प्रत्येक दिशा में 
मीलों दूर से दिखाई पड़ती हैं। प्रत्येक यात्री उसके सहस्न खम्मों- 
के-मंडप, महल ओर पवित्र तालाब को देखने के लिए जाता है। 
परन्तु मदुरा का नगर व्यापार में भी बड़ी शीघ्रता से उन्नति कर 
रहा है। बहुत से मनुष्य कपड़ा ओर रेशम के बुनने ओर रगने का 


तटीय मेहानों से सम्बद्ध यात्राएँ १६३५ 


काम करते हैं। कुछ लोग ताँबे ओर चाँदी के बतेंन बनाते हैं। रुई 
के पुतलीघरों में आसपास की काली मिट्टी पर पेदा होने वाली रुई 
काती और बुनी जाती है, क्योंकि अब हम दक्षिण भारत की कपास: 
की-भूमि में आ गये हें। मदूरा प्रसिद्ध जंकशन भी है। एक लाइन 
दक्षिण पूर्व को ओर वेंगई की घाटी में रामनद होती हुई तट तक 
पहुंचतो है। यहाँ पुल द्वारा यह एक सकरे जल -डमरूमध्य को पार 





हम 0 


त्रिचनापली का पहाड़ी किला ओर मन्दिर । 


कर के पस्वम्‌ टापू को पहुंचती है। फिर यह इस टापू पर रामेश्वरम्‌ 
के बढ़े मन्दिर के निकट तक पहुचतो है। यहाँ धनुषकोटी पर 
पक छोटे स्टोमर द्वारा मुसाफिर लंका पहुँचते हें । 

यदि मदूरा पर दक्षिण-पूथे की ओर घुड़ने के बजाय हम दक्षिण 
की ओर ज्ञाने वाली लाइन पर जाय, तो हमारी दाई' ओर दूर पर 


१६८ भारत-साप्राज्य ओर लंका 


पश्चिमी घाट देख पड़ेंगे। आगे एक जंकशन पर हम रेल की एक 
ओर शाख् बदल सकते हैं, जो पूर्व में तृतीकोरन के बन्दर को जाती 
है। यहाँ हम को बहुत ले जहाज़ दिखाई देंगे, जो भीतर की काली 
मिट्टी पर पेंदा होने वाली रुई को छलादने के लिए षड़े हुए हैं। 
१५० मील की समुद्री यात्रा के पश्चात्‌ हम मनार की खाड़ी को पार 
करके कोलस्बो पहुँच सकते हैं। तूतीकोरिन की ओर मुड़ने के बज्ञाय 


४५ पैक पर क--+१नक० +सय कप >नपननते “नाक कान न्‍तलननपाइ न ननका-- सन पनप जज ऊना न नस ५++० कप नी +++०-8४ परम क नन- ल्‍नयन “+ जन ० टाय3 नम 3०4-#नछ +७ ९-० जल “तन पा अपा+<- ३ पव८न्‍->५५५++<44५-4सापनमल«+ 








हक ड़... 
न | स्‍ 3: 

४ 2५ अन 26 कस न किट 

हा ५2  , २... 23 ४. ई कं 7५, हें ९२०६8 ७ 2 9 रा 

जा, 5४, 2... « “02075 2६ “मम ॥; एए/ "४20 फकआ् के »«» ... .- <:' -'. .- - जार ररशिलनी व की | 


बड़े पहाड़ी क़िले से त्रिचनापली का दृश्य 





हम पश्चिम की ओर ही चलते हैं, ओर तिनेबेली ओर पलमकोटा में 
पहुँचते हैं। ये नगर पुक नदी फी घाटी में स्थित हैं, जो पश्चिमी घाट 
ले निकलती है। पहाड़ अब स्पष्ट देख पड़ते हें। हमारी लाइन 
उनके जंगलों से ढके हुए ढालों पर चढ़ती है, यहाँ तक कि वह एक 
दूर पर पहुँच जाती है ओर पहाड़ों के नीचे कई सुरंगों में होकर चलती 
है। फिर वह्‌ उनके पश्चिमी ढालों पर चक्कर काटती हुई क्ोलन 


तटीय मेदानों से सम्बद्ध यात्राए १६६ 


पहुचती है, जो त्रावनकोर का एक बन्द्रगाह हे। इस तट के किनारे 
किनारे यह लाइन हम फो इस राज्य के मुख्य नगर त्िवेन्द्रम को 
पहुँचा सकती है । 

मद्रास से इस लम्बी यात्रा में हमें मार में कुछ उपजञाऊ. ओर 
कुछ बंजर भूमि मिलती है। अत्यन्त उपजाऊ भाग नदियों के किनारे 
हैं। भारत के इस भाग मेँ अनेक बड़े और छोटे तालाब हैं, जिनके 
द्वारा धान के खेतों में पानी पहुचाया जाता है। जब हम पश्चिमी 
घाट के वर्षा वाले ढाल पर पहुँचते हैं जर्दाँ कीलन फे लिए रास्ता है, 
तो हमें मार्ग में सागोन के बड़े जंगल, चाय के बाग ओर इलायची के 
उपवन, ओर फिर तर तटीय मैदान पर रबड़ के बाग़, धान के खेत 
ओर नारियल के कांजों में हो कर जाना पड़ता है। परन्तु हम अन्य 
भागों में भो यात्रा करते हैं, जिनमें, ऊेसा बरसात के नकरशेो से 
माल्यूम होता है, बहुत कम वर्षा होती है ओर जहाँ तालाब बनाना 
ओर कुप खोदना बड़ा कठिन है। बहुत सी भूमि सूखी है ओर उसमें 
रूुई तथा चोलम बोये जाते हैं। यह रूई मदूरा, तिनेवेली ओर 
तूतीकोरन के कारखानों में काती तथा बुनी जाती है। खूखें मोसिम 
में मदूरा से पम्बम्‌ तक यात्रा करते समय ऐसा मालुम होता हें कि 
मानो दम रेगिस्तान में हों कर जा रहे हों। अनेक थ्थानों में चलते 
हुए रेत के टीले मागे में लाइन पर आ जाते हैं । 


मद्रास से दक्षिण-पश्चिम की ओर हम अपनी तीसरी यात्रा में 
भारत के प्रायद्वीप के पार पश्चिमा तट पर पहुचते हैं। पहले लाइन 
ठीक भीतर की ओर चोरस तटीय मेंदान को पार करती है ; फिर 
पलार की घाटी में अरकाट और वेलोर के प्राचीन नगरों के निकट 
होती हुई, पश्चिमी घाट पर पहुचती है। यहाँ पर एक जंकशन से 
दाई' ओर एक शाख ज़ाती है, जो इन घाटों पर चढ़ कर मेसूर के 
बैंगलोर नगर में पहुँचती है। परन्तु प्रधान लाइन पर ही चलते हुए 


१७० भारत-सामप्राज्य ओर लंका 


हम कावेरी नदी पर पहुँचते हें। यहाँ से एक शाख्र उसकी घाटी 


क 


के 
डा 


रि नाम का पहा 


मुद्॒गि 


के पठार पर मंसूर राज्य में 


जे 





मैं हो कर नीचे की ओर तिचनापली को जाती है। परन्तु हम दक्षिण- 
पश्चिम की ओर हो आगे बढ़ते हैं, ओर यदि हमारी निगाह तेज़ है 


तटीय मैदानों से सम्बद्ध यात्राएँ १७१ 


तो हम अपनी दाई' ओर ऊँची नीलगिरि पहाड़ियों को देख झकते हैं, 
जहाँ पू्वे की ओर पश्चिमी घाट मिलते हैं। शीघ्र दी हम को अपने 





त्राधानकोर में अनुप ( लगून )। 


सामने पश्चिमी घाट की श्रेणियाँ दिखाई देती हें। इन श्रेणियों 
के पार लाइन पालबाट दर्रे में हो कर जाती है। इसके ढाल बड़े 


१७२ भारत-साप्नाज्य ओर लंका 


सपाट ओर चटियल हैं, परन्तु यह बीस मोल चोड़ा है। इस दर्र से 
पोनानी नदी पश्चिम की ओर ढालों पर बहतो हुई अरबसागर में 
गिरती हैे। रेल भी बराबर इस नदी को घाटी में ही श्वलूती है, 
यहाँ तक कि वह सकरे तटोय मैदान में पहुँच जाती है। फिर वह 
तट पर उत्तर की ओर घूम जाती है। राह में कालीकट, तिल्लीचेरी 
ओर कनानोर के बन्द्रगाह मिलते हें। भागे चल कर यह लाइन 
मंगलोर पर समाप्त हो ज्ञाती है। अपनी यात्रा के इस अन्तिम भाग 
में हम को निचले पश्चिमी तट पर यात्रा करनी पड़ी है। मार में 
हमको मछुओं के गाँव, नारियल के पेड़ों के बड़े बड़े कुंज, धान के 
लहलहाते हुए खेत, अनेक नदियाँ और नावों तथा डोंगियों से भरे 
हुए लगून ओर नहरें मिलतो हैं। हमारी बाई' ओर अरब सागर 
दिखाई देता है; ओर दाई' ओर पूर्वी क्षितिज् पर पश्चिमी घाट देश्ल 
पड़ते हैं, जिनके ढालों पर जंगल हैं ओर जिनकी चोंटियों पर 
बादल हैं । 

कालीकट जाने के बजाय हम पालघाट दर्रे ओर समुद्र के बीच 
में एक स्टेशन पर गाड़ी बदल सकते हैं। यहाँ से एक शाखर दक्षिण 
की ओर कोचन राज्य के अरनाफ्यूठम्‌ नगर को जाती है। यह 
नगर एक लम्बे लगून के किनारे पर स्थित हे। एक छांटे जहाज़ 
द्वारा हम इसे पार कर के कोचीन के प्रसिद्ध बन्द्रगाह को पहुँच 
सकते हैं। इस लगून के एक ओर सभी प्रकार की नाथें, बाँसों के 
बेड़े ओर सागोन के लट्टे बह रहे हैं ; ओर दूसरी ओर तट से दूर 
पर खड़े हुए जहाज़ों से नावें माल चढ़ा-उतार रही हैं। मछुओं की 
नावें भी सभी जगह अपना काम कर रही हैं। कोचीन से दक्षिण 
की ओर लगूनों और नहरों द्वारा हम नाव में बेंठ कर अलेपी ओर 
क्ीलन होते हुए अिवेन्द्रम्‌ पहुँच सकते हैं. ओर फिर रेतीले तट 
पर सड़क द्वारा कुमारी अन्तरीप पहुँच सकते हैं । 


8 48 
तटीय मैदानों से सम्बद्ध यात्राण “.. १७१३ 


पा 

पालघाट दर्रे में हो कर जाने के बज्ञाय हम उत्तर की ओर एक 
शाखत्र द्वारा नीलगिरि के तछे तक भी पहुँच सकते व है जले दम 
इन पहाड़ियों पर चढ़ने वाली पहाड़ी रेल में बेठ कर घीरे धीरे चंछते 
हैं, हम बड़ी सुगमता सं भूगोल का पक पाठ सीख्त सकते हैं-।, 
मेदानों के इमली, बरगद, वाँस ओर ताड के पेड हमारे पीछे रह. 
जाते हैं। पेड़ हमारे लिए प्रायः अपरिचित से हैं, ओर इसी प्रकार 
अनेक पोधे, फूल और तरकारियाँ भी हैं। जैसे हम ऊपर चढ़ते है 
हम को गागें में कहवा ओर चाय के उपचन मिलते हैं। हवा टंडी 
होती जाती हैं, ओर जब अन्त में हम उटकमंड पहुंचते हैं. तो हम को 
मोटे कपड़े घारण करने पड़ते हैं। रात के समय यहाँ बहुत ठंड 
पड़ती है। जाड़े के मोसिम में कभी कभी रात को पानी जम जाता 
है, ओर पोधों को पाला मार जाता है। जहाँ कहीं हम जाते हैं 
हमें चढ़ना या उतरना पड़ता हे। पहाड़ियों के सपाट ढालों को 
काट कर सड़क बना दा गई हें। यहाँ की नदियां तेज़ बहती हैं, 
मेदानों की नदियों की तरह धोरे धीरें आलस्यपूवेक नहीं। उटकमंड 
इस ऊंचे पठार की घाटी में स्थित हे। इस पठार का अधिकांश 
भाग समुद्र के धरातल से एक मील से अधिक ऊंचा है ओर बहुत 
ऊँचा चोटियों में से कुछ ८,००० फुट तक ऊँचा चली गई हैं। डोडाबट्टा 
की चोटी पर चढ़ कर हम दक्षिणी भारत के अत्यन्त मनोहर ओर 
सुहावने दृश्य का आनन्द लूट सकते हैें। हम बहुधा बहुत नीचे 
की ओर चलते हुए बादल देखते हें। चारों ओर पहाड़ हो पहाड़ 
देख पड़ते हैं, जो एक टुसरे से सपाट घाटियों द्वारा अलग हो रहे है ; 
इन में से कुछ चोड़ो ओर कुछ तंग हैं। प्रत्येक घाटों में पहाड़ियों के 
बदुलदल ओर सोतों से निकल कर एक नाला बहता है। इन नालों 
से मिल कर नदियाँ बनती हैं, जो कावेरी नदी में गिरतों हें। उत्तर 
में नाचे की ओर मेसूर का पठार दिखाई देता है, जिस पर बीय बीच में 


१७७ भारत-साप्ताज्य ओर लूँका 


चद्ानी दुर्गं, ओर चमक्रोले तालाब देख पड़ते हैं। दुर पर दक्षिण 
की ओर मेदान दिख्िलाई पड़ते हैं, ओर उनके पीछे अनामलय के पर्वत 
टृष्ठिगोचर हांते हैं। पश्चिम को ओर ज़गल से ढकी हुई पहाड़ियाँ 
ओर घाट हैं, ज्ञिन से उतर कर मलाबार तट आता है। यश ये न 
होते तो हम दूर पर अरब सागर को देख सकते थे । 

हमारी अन्तिम यात्रा मद्रास से उस लाइन पर है जो बम्बई को 
जाती है। हम पहले की नाई' तटोय मेंदान को पार करते हैं। 
तब एक शाख् से उत्तर पूचे की ओर चल कर दरों में होते हुए हम 
दक्षिण के पठार पर पहुंच जाते है । यह पठार सारे ही मागे में हमारे 
चारों ओर फेला हुआ है । चोरस समुद्र-तट के मेदानों से यह बिलकुल 
भिन्न हे। धरती भो इतनी उपज्ञाऊ नहीं हे । लम्बे सूखे मासिम में 
धरती खूख कर बिलकुल कड़ी हो जातो है। बहुत कप वर्षा हांती 
हैं। रेल में से हम बहुत सो वनस्पतिरहित पहाड़ियाँ और चट्टानें 
देखते हैं। एक दिन की यात्रा के पश्चात्‌ हम गुंटकल जंकशन पहुँचते 
हैं! यहाँ से हमारा रेल पश्चिम की अर खुखों रुई-को-घरतोी में 
हो कर जा सकती है। राह में बिलारी ओर हुबली के नगर पड़ेंगे, 
ओर पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर उतर कर हम मारमेगाओं के 
बन्द्रगाह पर पहुँच सकते है जां पुतंगाल वालों के अधिकार में है । 
अथवा, विपरोत दिशा में यात्रा करने के पश्चात्‌ हम अधिक रूई की 
भूमि को पार करते हुए बेज़वाड़ा पहुँच सकते है, जहाँ हम पहले भो 
जा चुके हैं। गंटकल से एक ओर छाइन दक्षिण की आर मेसूर 
राज्य में बंगलोर जाती है, ओर वहाँ से आगे मंसूर का नगर 
पड़ता हु | ु 

गुंटकल से ६० मोल दूर पर तुंगभद्रा नदी का सुन्दर पुल पड़ता है, 
ओर हम मद्रास प्रदेश को पार कर के हंद्राबाद्‌ रियासत में पहुँचते 
हैं। हम मद्रास से ३५० मील की यात्रा कर चुके हैं, ओर अब 


तटीय मैदानों से सम्बद्ध यात्राए ७५ 
बंगाल की खाड़ी ओर अरब सागर के ठोक बीचों बीच में हैं। परन्तु 
बम्बई अभी आधी दूर से भी अधिक है। कृष्णा नदो को पढे करने 
के पश्चात्‌ हम एक जंकशन पर पहुंचते हैं, जहाँ से एक शाख हैवेडाबाद 
नगर को जाती है। अब हम दक्षिण के बिलकुल मध्य में, हैं प्‌ 
यहाँ की भूमि न तो पहाड़ी है, ओर न चौरस ही है। यहाँ यात्रांट 
करते समय हम दो बातें देखते हें। जहाँ कहीं हम जाते है हम कोट 
चद्दटानें ओर पत्थर दिखाई पड़ते हैं। अधिकतर गाँव पत्थर के बने 
हुए हैं। यदि यहाँ हम धरता को खोदें तो शीघ्र ही कंकड़ और 
चह्दानें निकल आयंगो । बहुत सी पहाड़ियों पर पत्थर के बड़े बड़े 
ढोंके एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं, मानो दानवों ने इन्हें इकट्ठा कर 
दिया हो। इन में से कुछ पर किले बने हुए हैं, ज्ञो बहुत कार हुआ 
बेरियों से रक्षा फे हेतु बनाये गये थे। इस पठार के अधिकांश भाग 
बहुत सूखे हैं। किसी किसी साल तो बहुत हा कम वर्षा होती हे, 
ओर बड़ी नदियाँ भी महीनों तक सूखी सी रही आती हैं। इन 
नदियों के पास की भूमि को छोड़ कर शेष सब स्थानों पर सिंचाई 
असम्भव है। चटियल भूमि में कुएँ खोदना कठिन है। यहाँ सेकड़ों 
तालाब हैं, परन्तु वे वष के अधिकांश भाग में करीब क़रोब खालो 
रहते हैं। गरमियों में सड़कों पर बहुत सा रेत और घूल जम जातो 
हैं। मिट्टी भी अनउपजाऊ ओर पतलो तह की है। खारी घरता 
नहीं जोतो बोई ज्ञातो । उसके दहुत से भाग पर ढोर ओर बकरियाँ 
चरा करती हैं। चोलम ओर कुम्बू जिःहें अधिक वर्षा की आवश्यकता 
नहीं हे मुख्य फसलें हैं, ज्ञो खाने के काम आती हैं। काला मिट्टी में 
जिस में बहुत काल तक तरी रहो आतो है रूई पेंदा होतो है। दक्षिण 
में जदाँ कहों हम जुद्कूं इस के खेत दिखाई पड़ते हैं। यदि फसल के 
समय यात्रा कर तो हम सभो रेल के स्टेशनों पर रूई की गाठं पड़ो 
हुई देख सकते हैं, जो रूई के पुतलीघरों में पहुंचाने के लिए हैं। मार्ग 


१७६ भारत-साम्राज्य ओर लंका 


में शोलापुर पड़ता है, जो बड़ा नगर है ओर जहाँ ऐसे बहुत से 
कारखाने हैं। दक्षिण की रूई की बहुत सी फ़सल बम्बई के 
कारलानों को भी पहुँचाई जाती है। पूना पहुँच कर हम पश्चिमी 
घाट के बहुत निकट आ जाते हैं। हमारी रेल इन पर एक सकरे 
चकरदार मागे से चढ़ती है। फिर वह इन पवेतों के समुद्र की ओर 
के ढाल पर उतरती है, ओर हमें बम्बई पहुँचा देती है। मद्रास से 
इस सारी यात्रा में डाक गाड़ी में दो रात ओर एक दिन लगते हैं। 
नकशे पर इस दूरी को नापो | 


प्रश्ष 


१-मद्रास से कटक तक रेल द्वारा एक यात्रा वशन करो । 
२- मद्गास से त्रिवेन्द्रम्‌ तक रेल द्वारा यात्रा करने में कोन कोन से मुख्य नगर 
सांग में पड़ेंगे ! इन में से प्रत्येक का थोड़ा थोड़ा हाल लिखो । 


अध्याय १७ 


भारतवष के तट ओर टापू 
नाव व जहाज़ खेना 


भारतवर्ष के तट ओर द्वीप । नक़झे से मालूम होता 
है कि भारतकरष का समुद्द-तट प्रायः अन्य सभी देशों के तटों से दो 
बातों में मिन्न है---(१) इस में बहुत कम कटान हैं, (२५) इसके चारों 
ओर बहुत क्रम टापू हैं । 


समुद्र के कटान । इनमें से मुख्य सिन्‍्ध नदी के मुहाने, 
कच्छ के रन, कच्छ की खाड़ी, खम्भात की खाड़ी ओर मलाबार के 
लगून हैं--ये सब पश्चिमी तट पर हैं। पाक का जल-डमरूमध्य ओर 
मनार को खाड़ी भारतवष व लंका के बीच में, पुलीकट और 
चिलका झीलें, ओर गंगा नदी के मुहाने बंगाल की खाड़ी के तट 
पर हैं । 


अन्य देशों में इस प्रकार की कटानों में प्राय: बन्दर बनाये जाते 
हैं, क्योंकि वे आँधियों से सुरक्षित होते हैं। फिर ऐसा क्यों हे कि 
हमारे तटों पर इन कटानों में एक भी उपयोगी बन्द्र नहीं हे ? 
नकरोे से इसका कारण नहीं माल्म हो सकता, क्ष्मोंकि उसमें पानी 
की गहराई नहीं दिखाई गई हे। परन्तु यदि हम किसी ध्चार्टं” अर्थात 
नाविकों-के-नकशे को देखे, तो शीघ्र ही पता लग जायगा कि इन सभी 
कटानों में पानी बहुत छिछला है। इनका पानी इतना छिछला है 
कि वतेमान काल के बड़े जहाज़ इनमें नहीं ठहर सकते । इसका एक 
फारण यह है कि मानसून के दिनों में सप्नुद्र की एक प्रबल धारा 


४,,(.,-०० 7 2 


१७८ भारत-साम्राज्य ओर लंका 


भारतवर्ष के पूर्वों ओर पश्चिमी दोनों किनारों पर आती है, ओर 
अपने साथ बहुत सा रेत ले आती है। यह रेत दोनों तटों फे किनारे 
इकट्ठा हो जाता हे ओर थल के किनारे का पानो बहुत छिछला हो 
ज्ञाता है। बड़ी नदियाँ भो बाढ़ के दिनों में बहुत सो कीचड़ बहा 
लाती हैं, ओर डसे अपने मुहानों पर समुद्र की तह में जमा कर देती 
हैं। यह काम हज़ारों वर्षों से होता रहा है। इसलिए, दोनों तटों 
के किनारे किनारे बड्े जहाज़ों के चलने के लिए काफ़ी गहरा पानी 
नहीं हे। उनको तट से कई मील दूर लंगर डालना पड़ता है ओर 
थल से माल ओर मुखसाफिरों को छोटी नावों को सहायता से चढ़ाना 
पड़ता है। छाटे जहाज़ अवश्य थल के निकट कई छोटे बन्द्रों में 
आ-जा सकते हें। परन्तु, उत्तरी-पश्चिमी मानसून के दिनों में 
भारतवष के सारे पश्चिमा तट पर ये छोटे जहाज भा बन्दसों में नहीं 
आ-जा सकते, क्‍योंकि समुद्र में उस समय बड़ी प्रबल आँधियाँ चलती 
हैं। अब हमको नक़शे पर इन कटानों ओर टापुओं को देखना 
चाहिए। 

कच्छ के दोनों रन ओर कच्छ की खाड़ी बड़े अवश्य हैं, परन्तु 
थे बरसात के दिनों में भी बिलकुल छिछले रहते हैं, जब गरमी का 
मानसून उनमें समुद्र का पाना भर देता है । सूखे मोसिम में उनके 
अनेक भाग रेत ओर दलूदल के ऊज्ञढ़ मेंदान हो जाते हैं। रेत भरते 
रहने के कारण खम्भात की खाड़ो भी प्रति वषे छिछलो होती ज्ञाती है। 
इसका फल यह होता हैं कि डसके तट के नगर---खम्भात आर सूरत 
--अपना पुराना समुद्री व्यापार खो चुके है। कोचीन ओर मलाबार 
के लगून तट पर मांलों दूर तक चले गये हैं। वे छांटी नावों और 
बेड़ों के लिए उपयोगी हैं, परन्तु बढ़े जहाज़ उनमें नहीं घुल सकते। 
इसो प्रकार बड़े धुंआकश भारतवष ओर लंका के बीच के जल्डमरू- 
मध्य में भो नहीं आज्ञा सकते। यहाँ केवल समुद्र ही छिछला 


भारतवर्ष के तट ओर टापू १७६ 


नहीं है, परन्तु चद्टानों की एक भीत सी जिसे आद्म-का-पुल कहते हैं, 
मार को बिलकुल रोके हुए है। बड़े जहाज़ों को दक्षिण में लंका 
का चक्कर काट कर जाना पड़ता है। पूर्वों तट पर पुलीकद ओर 
चिलका भोले भी छिछलो होने फे कारण छोटे जहाज़ों फे लिए भी 
बिलकुल बेकार हैं। जो माग इनको समुद्र से मिलाते हैं बहुत शीघ्र 
रेत से अट जाते हें । 

नक़शे को देखने से यह धोखा हो सकता है कि गंगा ओर ब्रह्मपुन्र 
नदियों के मुहाने बड़े जहाज़ों के लिए उपयोगी जलू-माग होंगे। 
परन्तु ऐसा नहीं है। इन बड़ो नदियों द्वारा लाई हुई कीचड़ समुद्र 
की धारा से मिलने के कारण नीचे तह पर बेंठ जाती है और इस 
प्रकार तट के किनारे के पानी को बहुत छिछलछा कर देती है, ओर 
यहाँ प्रति वर्ष कोचड़ के नये टोले बनते रहते हैं। इसलिए बड़े जहाज 
इसके मुहान! को नहीं प्रयोग कर सकते, भोर छोटे जहाज़ बरसात के 
मोसिम में इन्हें काम में ला सकते है जब इनमें बाढ़ आ जाती है। 
परन्तु यहाँ पर नदी का एक मुहाना ऐसा है, जो उपयोगी जल-मार्ग 
है। यह हुगली नदी है, जो विशाल गंगा का पक मुहाना है। बड़े 
जहाज़ इसके द्वारा कलकत्ते तक चले आते हैं। परन्तु यहाँ भी कई 
कठिनाइयाँ हैं। हुगछी के मागे को बहुत देख-भाल रखनी पड़ती है 
ओर जल गहरा रखने के लिए तह से बराबर मिट्टी निकालनी पड़ती 
है। यदि ऐसा न किया जाय, तो कुछ ही वर्षा में बड़े जहाज़ों के 
लिए कलकत्ते से समुद्र तक का मार्ग बन्द हो जाय। हुगली नदी 
पर खेने में 'ज्वार' से भी बड़ी सहायता मिलती है, जो यहाँ बहुत 
प्रबल ओर गहरा हाता है| बिना इसके केवरू छोटे ओर 
कम लदे हुए जहाज़ ही नदों में आ-जा सकते हें। परन्तु प्रत्येक 
२७ घट में दा बार जवार नदी में चढ़ता हे ओर पानी को गहरा कर 
देता है जिस से बड़े जहाज़ नगर तक खेये जा सकते हें। 


१८० भारन-सामप्राज्य ओर लंका 


टापू । भारतवर्ष अन्य देशों से एक ओर बात में भो भिन्न 


है। उसके तटों पर बहुत कम टापू हैं। बहुत काल हुआ जब लंका 
का टापू प्रधान भूमि से ज्ञुड़ा हुआ था। दोनों के बीच फे जल-मार्गे 
में दो टापू हैं, जो चद्ठानों की एक डूबी हुई दीवार से जुड़े हुए हैं । 
भारतीय तथ के निकट का टापू पम्बम्‌ या रामेश्वरम्‌ कहलाता है 
और यह रेल के पुल द्वारा प्रधान भूमि से ज्ञुड़ा हुआ है। मनार का 
टापू दूसरी ओर है, और यह लंका से रेल के पुल द्वारा ज्लुड़ा हुआ है। 
इन दोनों टापुओं के बीच में छोटे जहाज़ चलते हैं, जिनके द्वारा 
मुसाफिर इस २२ मील के छोटे से समुद्र-मार्ग को पार करते हैं। 
लकद्ठीप और मालद्वीप के सप्ूह दूर पर अरब सागर में हें। वे बहुत 
चोरस हैं ओर मंगे के कीड़े के बनाये हुए हैं। यह कीड़ा गरम 
महासागरों में समुद्र के जल से चूना निकाल कर बड़ा होता जाता 
है। इन टापुओं में सिवाय नारियल के पेड़ों के ओर कुछ नहीं पैदा 
होता। इनमें से कुछ तो केवल रेत के टीले या घट्टानें हें। गंगा 
नदी के मुद्दाने पर एक या दो मिट्टी के चोरस टापू हैं। वे वास्तथ में 
डेल्टा के ही भाग हें। उनमें से एक--सागर टापू---हिन्दुओं का 
तीथं हैे। परन्तु हमका बम्बड़े के टापू को नहीं भूल जाना 
चाहिए। यद्यपि यह बहुत छोटा हैं परन्तु भारतवर्ष का अत्यन्त 
उपयोगी टापू है, क्योंकि यह एक ऐसे बड़े बाँध की तरह है, जो लहरों 
के बल को तोड़ देता है। इसके पीछे बम्बई का बन्द्र है, जहाँ 
बड़े से बड़े जहाज़ लंगर डाल सकते हैं ओर आँधी के समय बड़ी 
लहरों से बिलकुल सुरक्षित रहते हैं। यदि ये टापू ओर बन्द्र हटा दिये 
जाय, तो बस्बई अब भी केवल मछुआओं का छोटा सा गाँव रद्द जाय । 


इस प्रकार सब बातों का विचार करते हुए हम कद सकते है 
कि भारतवर्ष के तट ओर द्वीप जहाज़ों और समुद्री व्यापार को अधिक 


॥ ४)६७ ॥५ ३६२।॥।२८ ॥२)७४ 20 222: ३४702 


टापू 


ओर 


क््न् 


>> 


भारतवर्ष के त 





५१2 


छत 


हि 5 मे 23 2 


१८२ भारत -साप्राज्य ओर लंका 


सद्दायता नहीं पहुँचाते। अच्छे नक्शे में तटों के किनारे किनारे कई 
छोटे छोटे बन्द्रगाह दिखाये जाते हें--विज्ञगापट्टम, कोक्नोनडा, 
मछलीपट म, पांडचेरी और नोगापटम जो पूर्वी तट पर हैं ; तूतीकोरन 
जो लंका के सामने है , अलेपी, कोचीन, कालीकट, मंगलोर, फरवार 
और गोआ जो पश्चिमी तट पर हैं। परन्तु ये सब समुद्र की ओर 
खुले हुए हैं। बड़े जहाज़ इनमें नहीं ज्ञा सकते ; छिलले पानी के 
कारण उनको तट से दूर खड़ा रहना पड़ता है । 


मछली पकड़ना । छिछले रेतीले समुद्रतरों से भारतवष 
ओर ब्रह्मा को एक बड़ा लाभ है। मछलियाँ जो हमारे खाने के काम 
आती हैं गहरे समुद्र में नहीं रहतीं। वे छिछले पानी में खूब फलती 
फूछती हैं, और इसलिए चारों ओर हमारे देश के तट के निकट 
बहुत सी मछलियाँ मिलती हैं। बंगाल के डेल्टाओं के जल माग 
ओर टलम्बे छिछले तट के निकट के समुद्रों की गिनती संसार के 
बहुत बड़े मछली पकड़ने के स्थानों में हो सकती हे। चारों ओर 
हमारे तटों पर मछुओं के गाँव हैं, परन्तु अभी तक 'समुठ्‌ की फसल! 
का थोंडा सा भाग ही उपयोग में लाया जाता है । भारतवष के 
मनुष्य उतनी मछलियाँ नहीं खाते जितनी योरुप, जापान या उत्तरी 
अमरीका के लोग खाते हैं। भारतवर्ष और ब्रह्मा के बोच के जल- 
डमरुूमध्य के छिछले शान्‍्त पानी में बहुत स्री सीपियाँ मिलती है, 
जिनमें मोती पाये जाते हैं। यहाँ पर शंद् भी पाये जाते हैं। क्या 
तुम बतला सकते हो कि ये किस काम आते हैं ? 


अश्ष 


भारतवर्ष के तट ओर टापू जहाज़ ओर समुद्री व्यापार को अधिक सहायता 
नहीं पहु चाते। ऐसा कहने से क्या आशय है ९ 


अध्याय १५ 


ब्रह्मा--उसकी नदियाँ ओर नदी-बन्दर--- 
उसके तट ओर टाप 


अब हम बंगाल को खाड़ी को पार करके ब्रह्मा का अध्ययन 
करंगे। यह देश वास्तव में सारतवष का भाग नहीं है, परन्तु उसी 
सरकार के अधीन है ओर इसलिए भारत-साम्राज्य का एक सूबा 
है। हम वहाँ उस डाक के जहाज़ से पहुंच सकते हैं. जो कलकत्ता 
से रंगून का जाता है, या उस जहाज़ से पहुंच सकते हैं जो मद्रास से 
बंगाल की खाड़ी के पार ज्ञाता है। इस देश की भूगोल का समकना 
सरल है। नकशें से माल्म होता है कि यह समुद्र से प्वतों की 
उन बड़ी श्रेणियों के आर-पार तक फेला हुआ है जो हिमालय के 
सिरे से दक्षिण की ओर जाती है। उत्तर में ओर पूर्व में देश का 
सारा भीतरी भाग पहाड़ों से भरा हुआ है। इन पदवेतों से तीन 
श्रेणियाँ ओर तीन ही नदियाँ आती हैं, जो बिलकुल वृक्षिण की ओर 
बहती हैं। 

ये तीन श्रेणियाँ तीन योभमा हैं। हह्मा वालों की भाषा में 
'योमा! शब्द्‌ का अर्थ हड़ी है। इन तीन उंँची श्रेणियों या रीढ़ की 
हड़ियों से ब्रह्मा का अस्विपिंजर बनता है। (१) पश्चिम में अराकन 
योमा हैं, ज्ञी बिलकुल दक्षिण की ओर पटकाई पहाड़ियों से निम्राइस 
अन्तरीप तक चले गये हैं । पश्चिमी घाटों की तरद्द ये भी एक सकरे 
समुद्र-तट के मेदान को समुद्र से अलग करते हें। यह खयालर किया 


भारत-सापम्राज्य ओर लंका 


१८७४ 


26 बढ 


कार 


जल हू 5 


| 


क््व 


++4१५०कक कर 


 दुछ्लचिल 


हि 
आर हि मिट: न्ब्ऊ 


कप 


>> ०५० 5 
न अं 





लक 


नर के मन 
"७-० -ह ५ ७५०9७->-“---०*+ «न ५ २०5०७ >७+ के +ब०७००-+५ ५०+९००५७००%-क-- 


घाटियाँ ओर उ ट। 


ब्रह्मा : 


हज + नीता +-7कलनलान- ० ह अ मा तज्टबलकनना टहाक 3मिकपटाल -न28००० «० +»- 


ब्-  अननन + $ - *५५०७+»००-% + +-०- --*१० + ०-० 
५ + «>> कील-ने क-+-+-+ “२२५ ६0 +ंबन»क नकवी नम मनन नकनन- अमन 320५ ०क% ० + “५३ 


ब्रह्मा १८५७ 


जाता है कि दक्षिण में अंडमन टापू इसी श्रेणी के भाग हैं, जां समुद्र 
के नीचे डूब गई है। (२) सारा पूर्वी ब्रह्मा पवेतों से भरा हुआ है, 
जो उत्तर दक्षिण फेले हुए हैं। इनको शान-की-पहाड़ियाँ कहते हैं। 
परन्तु दक्षिण में तट के किनारे जहाँ इन पहाड़ियों की एक श्रेणी हो 
गई है, वहाँ इन्हें तनासिरम योमा के नाम से पुकारते हैं। ये योगा 
भी अराकन योमा की तरह समुद्र-तट को एक सकरी पट्टो को अलग 
करते हैं। (३) इन दोनों बड़ी श्रेणियों के बीच में एक छोटी और 
नीची श्रेणी है, जिसे पीगू योमा कहते हैं। 


तीन नदियाँ इरावदी, सीतांग भर सालविन दैं। इनमें 
इरावदी सब से अधिक उपयोगी है। ध्यान से देक्षो कि यह 
अपनी सहायक नदी छिन्द्धिन समेत करीब करीब सारे ब्रह्मा को 
सींचती हे। सालबविन बहुत लम्बी नदी है। इसका उद्गम ध्यान 
बहुत दूर तिब्बत में है ओर यह ब्रह्मा की पूर्वों सीमा पर बहती है। 
परन्तु नक़शे से मालूम होता दे कि इसका मार्ग पवतों में हो कर हे, 
जिस से इसकी घाटी बहुत सकरी है, ओर इसमें बड़ी सहायक 
नदियों के लिए ख्यान नहीं है। इसके अतिरिक्त, हम अनुमान कर 
सकते हैं कि यह पदेतों में हो कर बहती है ओर इसका पेटा चटियल 
है , इसलिए यह नावों के लिए बहुत कम काम की है ओर जहाज़ों के 
बिलकुल ही काम की नहीं । अतएवं यह उतनी डपयोगी नहीं है, 
जितनी इरावदी । इन दो बड़ी नदियों के बीच में एक ओर नदी 
सीतांग बह कर समुद्र में गिरती है। यह उन दोनों से बहुत छोटी 
है और नावों के अधिक काम की नहीं है, क्योंकि वष के अधिकांश 
भाग में इसका मागे रेत के टीलों से अदा रहता है। परन्तु इसकी 
घाटी चौड़ी है, ओर इसलिए इसी घाटी में हो कर देश के मध्य में 
मुख्य रेल की लाइन गई है। 


साम्राज्य ओर लंका 


भारत 


१८६ 





। 2£>!£४ 3|६ 2० 








ब्रह्मा १८७ 


वधो | ब्रह्मा में बहुत अच्छी वर्षा होती है। उत्तरी-पश्चिमी 
मानसून अराकन योमा ओर तनासरिम योगा की हछमस्बों श्रेणियों 
ओर इरावदी नदी के डेढ्टा से टकराता है। इसलिए यहाँ पर वर्षा 
बहुत अच्छा होती है। बहुत भीतर के पवेतों पर भो अच्छी वर्षा 
हो जाती है, यद्यपि समुद्र तट के मेदानों से कम होती है। ब्रह्मा का 
केवल एक छाटा सा ही भाग ऐसा है, जहाँ वर्षो कम होती हैं । 
मांडले के दक्षिण में जहाँ अराकन योभा मानसून के पूरे बल को 
रोक लेते हैं, बहुत कम वर्षा होती है। इन पव्रतों की तुलना पश्चिमी 
घाट से की जा सकती है। समुद्र की ओर के तटीय मेदान पर 
बहुत अच्छी वर्षा हो जाती है। परन्तु थठ की ओर के भाग की 
जलवायु सूखो है, फ़्मोंकि मानसून की अधिकांश वर्षा को वे रोक 
लेते हैं। पहाड़ों पर अधिक वर्षा होने के कारण इरावदी नदी बड़ी 
ओर गहरी है। उस कीचड़ से जो नदी पहाड़ों से लाती है ओर 
अपने किनारों पर फला देतो है, उसकी घाटी ओर उसका बड़ा 
चोरस डेल्टा बहुत उपजाऊ हो जाते हैं। नक़शे से मासूम होता हैं 
कि यह व्यापार का भी बड़ा मा है। मांडले तक नदी गरमियों में 
भी चोथाई मील चौड़ी रहती है। चोरस पंदे के स्टीमर भाम्‌ तक 
चले जाते हें, जां समुद्र से ६०० मील दूर है। छोटी नावें तो और 
सी अधिक दूर तक जातो हैं। इसकी सब से बड़ी सहायक नदी 
छिन्द्विन में भी, ज्ञो उसके दाये किनारे पर गिरतो है, मीलों दूर तक 
स्टीमर ओर नाव चलती है। इरावदी नदो समुद्र में दो मुख्य 
जल-मार्गों द्वारा गिरती है, पश्चिम में बेसीन नदी और पूच में 
रंगून नदी । 


फसलें । अधिक वर्षा से ही हम समभ सकते हैं कि ब्रह्मा 
की मुख्य फ़सल धान है। सारे समुद्र-तट के चोरस मेदान पर और 


१८८ भारत-साप्राज्य ओर लंका 


इरावदी तथा खीतांग नदियों के डल्टाओं पर मीलों दूर तक धान की 
बहुत अच्छी भूमि हे। इरावदी ओर सीतांग नदियों की घाटियों के 
नीचे के भागों पर भी धान पैदा होता है। पर््ेतों पर अधिक वर्षा 
होने के कारण वृक्ष बहुत उगते हैं, ओर इस प्रकार ब्रह्मा भारत- 
साम्राज्य में सब से बड़ा जंगल-का-प्रदेश है। मुख्य पेड़ सागोन हे, 
परन्तु इसके अतिरिक्त ओर भी कई प्रकार की लकड़ियाँ 
मिलती हें । 

भीतरी व्यापार । पचचत श्रेणियों से हम दो बातें देखते 
हैं :-.-(१) पवतों द्वारा ब्रह्मा भारतवष से बिलकुल अलग हो गया है , 
(२) देश में पश्चिम से पूवच की ओर यात्रा करना बहुत कठिन है। 
नदी की घाटियों से हमको मालूम होता है कि अधिकांश व्यापार 
पू्वे पश्चिम न हो कर उत्तर पश्चिम की ओर होगा। यह व्यापार 
कुछ तो नदियों द्वारा होता है और कुछ रेलों द्वारा होता है जो 
घारटियों में हो कर बनी हुई हें | 


ब्रह्म की सब से बड़ी सड़क इरावदी हे। 
चाचल और सागौन के लिए यहं समुद्र का मुख्य फाटक है। चावल 
जो यहाँ बहुत अधिक परिमाण में पेदा होता है प्रत्येक फ़सल के 
पश्चात्‌ नावों द्वारा पहुँचाया जाता है, ओर खसागोन के बड़े बड़े लड्टे 
पहाड़ियों के जंगलों से काट कर नदी में बहा दिये जाते हैं। बहुत 
ऊपर चल कर इरावदी के किनारे यनाँगयाँग नगर है, जहाँ बहुत से 
कुएं हैं जिनसे मिट्टी का तेल निकाला जाता हैं। यह तेल नदी के 
किनारों तक नलों द्वारा छाया जाता है, ओर वहाँ से स्टोमरों में रंगून 
पहुँचाया जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा की मुख्य पेदावार चावल, 
सागोन और तेल के लिए इराचदी नदी प्रधान जल-मार्ग है। इसी 
प्रकार विदेशी माल भी इसके द्वारा देश के भीतरी भागों में पहुँचाया 


ब्रह्मा १८६ 


जाता है--जले सूती कपड़ा ; धातुएं जैसे लोहा, ताँबा ओर पीतल, 
मशोनें ( क्योंकि ब्रह्मा में ये नहीं बनती ) ; रेशम, जिसके ब्रह्मा निवासी 
बड़े शौकीन हैं, सभी प्रकार के खाद्य पदाथ, क्योंकि ज्ञाति-व्यवस्था 
न होने के कारण ब्रह्मा वाले अनेक प्रकार के विदेशी खाद्य पदार्थ 
काम में लाते हैं, जेसे जमा हुआ दूध, बिस्कुट ओर मिठाइयाँ | 


नदो-बन्दर ओर समुद्रा उयापार । त्रह्मा फेवल 
उसी समय से प्रसिद्ध देश हुआ है जब से वह साप्राज्य का भाग 





ऐ! 
हक हट 
४4 


कम हा 

इरावदी पर सागोन की बनी हुई नावें । 
बना है। प्राचीन काल में इसके राजाओं का शासन अच्छा: नहीं 
था, जिस से देश उपज्ञाऊ होते हुए की बहुत कम बसा हुआ है। 
अब भी इस में काफी सड़के ओर रेल नहीं है। इसलिए हम सहज 
में ही समर सकते हैं कि ब्रह्मा के नगर उन्हीं ध्यानों पर बसे हें जो 
ब्यापार के लिए सब से अधिक उपयुक्त हैँ--अर्थात्‌ या तो नदियों 
के कितारे, या समुद्र-तट पर। इराचदी पर अनेक नदी-बन्द्र है। 


१६० भारत-साप्नाज्य ओर लंका 


नक्शे में मिशोना, भामू, मांडले, प्रोम ओर हेनज़डा ढेंढो। मिशीना 
नदी पर बहुत ऊपर चल कर है, और रेल का स्टेशन भी है ; इसके 
आगे जंगल हैं। नोचे चल कर भाप््‌ चीन की सरहद से केवल 
२० मील दूर है ओर इसलिए ब्रह्मा ओर चीन के बीच का अधिकांश 
व्यापार इसी नगर द्वारा होता है। हेनज़्ड़ा डेब्टा पर हे और 
इसलिए यहाँ पर पंदा हाने वाले चावल को घुख्य मंडी हे । 

मुख्य समुद्रा बनन्‍्दर चार हैं। सालविन नदी के मुहाने पर 
मोलमान मेंदान पर पेंदा होने वाले धान को इकट्ठा करके बाहर 
भेजता है। यहाँ से डगने वाली सागोन भी विदेशों को भेजो जाती 
है। इसको मिलों में चावल साफ किया ज्ञाता है, और सागोन के 
तख्ते चीरे जाते हैं। बेसीन में, जो इरावदी के डेंढ्टा के सब से 
अधिक पश्चिमी जल-प्रागं पर है, बड़े बड़े जहाज़ आ जाते हैं ओर 
वहाँ के डेंटटा पर पंदा हाने वाला चावल विदेशों को भेजा जाता है। 
इसो प्रकार धअ्रक्रयाव से भा जो काल्यूडन नदी पर छ्थित है, उपज्ञाऊ 
अराकन तट पर पेदा होने वाला चावल बाहर भेजा जाता है। 

परन्तु ब्रह्मा का खब से बड़ा बन्द्रगाह रग़््न हैं। इसके बड़े 
होने का कारण नकश स मालूम हा सक्रता हें। यह रंगून नदां पर 
स्थित हैँ, जां इरावदी का गहरा मुहाना हैं। बड़े जहाज़ ज्वार की 
सहायता से वहाँ तक बड़ी सुगमता से पहुँच सकते है। इसलिए 
रंगून ब्रह्मा के विदेशों व्यापार का फाटक है। रंगून के पीछे उस 
बड़ी नदा का उपजाऊ डेह्टा ओर घाटों हैं। इ्स घाटों से यह रेल 
ओर जल मार्गा दानों के दवरा जुड़ा हुआ है। भीतर की ओर डंह्टा 
के आरपार ओर. सीतांग घाटी में हांतः हुई उत्तरी सामा के निकट 
तक रेले वनो हुई हैं; अर इरावदी नथा छिन्दांवन नदियों पर चोरस 
पेंदे के जद्दाज् ६०० माल से आंध्रिक दूरी तक आ-जा सकते हैं। 


ब्रह्मा १६१ 
इस प्रकार रेल तथा नदी दोनों ही के द्वारा डेड्टा ओर दोनों नदियों 
की घाटियों की उपज के लिए रंगून ही मुख्य फाटक है। यह संसार 
का सब से बड़ा चावल का बन्द्रगाह है। इसके उत्तम नदो-बन्द्र 
में महासागर पर चलने वाले बड़ बड़े जहाज़ चाचल, सागोन, तेल 
ओर सूबे को अन्य पेदाबारों का लादते है, आर बदले में थे यहाँ 
योरुप का बना हुआ माल लाते है। अकयाब आर मालमीन जेसे 
बन्द्रगाहों का अपक्षा रंगून का स्थिांत बहुत अच्छा है। थे बन्द्रगाह 
पवत श्रांणयां द्वारा देश के भतरा भाग स बिलकुल अलग हां गये हें, 
परन्तु रंगून के पाछे एक बड़ा नद-मार्ग और दा नदिया की घाटियाँ 
हैं। एक बड़ा बन्द्‌ब्गाह हान के आतारक्त, *गून कारखानों का नगर 
भा हे। इन घाटियां स आने वाला चावल बड़े बड़ कारखानों में 
साफ़ किया जाता हु, लकड़ी को मिलां में सागौन फे लटटं चारे जाते 
है, आर भातर के दूश से आय हुए तेल का साफ़ करके स्वच्छ तेल 
ओर पेट्र/छ ( अर्थात्‌ मोटर का तल | ठंयार [कय जाते हैं आंर मोम- 
बत्तियाँ बन।६ जाता हैं | 

नगर सूबे को राजधानी हैं, ओर इसमें सरकार के मुख्य दफ्तर 
ओर कचहःस्याँ है। प्‌शया के सभा पूर्वो देशा स यहाँ के विशाल 
इयू डगाल नामक बांद्ध मान्दर में अनक बाद्ध यात्र; आया करते हैं। 


मांडल एक आर बड़ा नगर हैं। यह राजा थांबो को राज- 
घानी था, ज। अपर ब्रह्मा का आन्तम शासक था। नगर में उसका 
महल आर अनेक बाद्ध मठ है। यह इरशावदी को घाटा के सब से 
चोड़े भाग पर स्थित है, ठीक उस स्थान पर जहाँ अन्य घारियाँ 
उसमे मिल्त। है। इसल्ए अपर ब्रह्मा के भीतर) व्यापार का 
केन्द्र बनने के लिए माइ्ले का स्थ८त बहुत अच्छा ६|। नकशे से 
मालूम हाता है ।क इन घाटयों में जने वाला रेलें यहाँ मिलत। हैं । 


१६४ भारत-साम्राज्य ओर लंका 


इरावदी नदी पर यात्रा । इराचदी नदी पर किसी जोड़े 
पदे के स्टीमर में यात्रा करने से हमको ब्रह्मा का अच्छा ज्ञान हो 
सकता है। हम रंगून के बन्द्र से चलते हैं, जो बड़े चहल-पहल का 
स्थान हे। संसार के सभी नगरों से आये हुण जहाज्ञ म॒दी में लंगर 





क 5 $ 5... कि 
०४१४६ ० ५०६४४ ४४४३४०२ 


रंगून में एक बोद्ध मठ । 


डाले हुए है। वे निम्नलिखित वस्तुएं लाये हैं--इगर्लेंड से छूती कपड़ा, 
मशीने ओर लोहे का सामान ; जापान से रेशम, रेशमी कपड़ा और 
दियासलाई ; कलकत्ते से बोरे और कोयला। दूसरे जहाज़ चावल, 
सागौन के तख्ते ओर मिट्टी का तेल छलादने के लिए खड़े हुए हैं। 
मुख्य नदी में पहुंचने से पहले हम पहले रंगून नदी ओर डेढ्टा के 


न्र्ह्मा १६३ 


एक फटान में जिसमें ज्वारभाटा आता है यात्रा करते हैं। शीघ्र ही 
चमकता हुआ श्यू डगोन मन्दिर हमारी आँखों से ओकल हो जाता 
है। यह मन्दिर नगर के पीछे एक पहाड़ी पर बना हुआ है, जो 
चारों ओर मोलों दूर से दिखाई देता है। जहाज़ के तख्ते से हम 
नदी के उंचे मिट्टी के किनारों के उस पार भी देख सकते हें। सभी 
ओर दूलदल दिखाई देती है जिसमें लम्बी घास ओर चोड़े धान के 





इरावदी में बहता हुआ सागोन के लहों का बेढ़ा । 


खेत हैं, ओर बीच बीच में गाँव बसे हुणए हैं। दोनों ही किनारों पर 
डेब्टा की भूमि बिलकुल चौरलस है और कोई पहाड़ी द्ृष्टिगोचर नहीं 
होती । हमको रास्ते में सभी प्रकार की नावें मिलती हैं. ब्रह्मा 
की नावें जिनके पिछले भाग ऊंचे होते हैं, साँप के आकार की 
डोंगियाँ ओर साधारण नाचें। मार्ग में हम को कभो कभी अपना 
जहाज़ जेसे बड़े बड़े जहाज़ भी मिलते हैं, ज्ञो माल से लदे हुए हैं।. 


॥९॥॥। के | ढ ( लल_न्‍न्‍त हूँ. ३ 


१६७ भारत-साप्राज्य ओर लंका 


फसल के दिनों में प्रत्येक छोटे मोटे माल लादने के स्थान पर हमको 
ऐसी नायें दिखाई देती हैं, जिनमें धान लादा जा रहा है ओर जो 
रंगून को भेजा जायगा। वहाँ पहुँच कर यह धान कारखानों में 
साफ़. किया जायगा ओर उस से चावल निकाला जायथगा । जब 
हम डेटा के सिरे पर द्ेनजडा पहुंचते हैं तो पहाड़ियाँ दिखाई देने 
लगती हैं, ओर ये पहाड़ियाँ हमारी शेष यात्रा में सदा ही दिखाई देती 
रहेंगी। चोरस डेढ्टा से आगे बढ़ते ही हमारे सामने बड़ो नदी की 
खुली हुई विशाल घाटी दिखाई देने लगती हे। हमारे दाई' ओर 
पीगू योमा की नीचो पहाड़ियाँ दिखाई देती हें, ओर बाई' ओर दूर पर 
जंगलों से ढके हुए अराकन यो?भमा देख पड़ते हैं। ऊसर भूमि का 
डुकड़ा नाम को भी नहीं दिखाई देता, फ्योंफि मिद्दी उपजाऊ है और 
मोसिमी हवाओं से अच्छी वर्षा हो जाती है। राह में बहुधा हमें 
सागोन के लट्टों के बड़े बड़े बेड़े धार के साथ धीरे धीरे बहते हुए 
दिखाई देते हें। हर एक बेड़े पर छोटा सा बाँस का भ्ोंपड़ा बना 
रहता है जिस पर फूँस का छप्पर छाया रहता है। इन छप्परों में 
नाविक रहते हैं जो इन बेढंगे बेड़ों को लम्बी यात्रा के पश्चात्‌ 
रंगून के कारखानों तक पहुँचाते हें, जहाँ उनको चीर कर तख्ते 
बनाये जाते हैं। गाँवों में अनेक सफ्द बोद्ध-बिहार और सागौन 
की लकड़ो के बने हुए बोद्ध-मठ दिश्लाई देते हैं। इनमें गेरआ . वस्म 
पहने ओर सिर मुड़ाये हुए भिश्षु रहते हें ज्ञो लोगों के गुरु हें । 
प्रत्येक बालक से आशा की जाती है कि वह किसी मठ को पाठशाला 
में कुछ वषे तक अवश्य पढेगा । 

प्रोम पहुँचने के पश्चात्‌, जहाँ रंगून की रेल नदी से मिलती है, 
डेल्टा की भूमि हमारे पीछे रह ज्ञाती है और धान से लदी हुई नावें 
कम दिखाई देतो हैं। परन्तु हम नदी के किनारे के गाँवों पर बहुधा 
टठहरते हैं। प्रत्येक गाँव में कच्चा घाट मोजूद है, जहाँ माल उतारा 





१६६ भारत-साप्नाज्य ओर लंका 


व लादा जाता है। उस के छप्पर वाले मकान सागौन के लड्टों पर 
बने हुए हैं, और उन के चारों ओर बाँसों का अहातां, आमों के कंज 
ओर ताड़ के पेड़ देख पड़ते हैं।. गाँव वाले मछली का शिकार 
करने, अपनी नावों और डोंगियों को इधर उघर खेने, अपने पशुओं 
को पानो पिलाने, रुतान करने, कपड़े धोने, अथवा घाटों तक बाँस 
या चावल लाने आदि कार्यों में लगे हुए हैं। उन सब का जीवन नदी 
पर ही निर्भर है। जब हमारा स्टीमर किसी घाट पर रुक जाता है, 
तो वे ताज़ा तरकारी और फल बेचने के लिए, और नदी द्वारा रंगून 
से लाये हुए माल को खरोदने के लिए जहाज़ के तख्ते पर आ जाते 
है। माल से लछदा हुआ सरटीमर ही डनकी खाप्ताहिक पेंठ है । 
यनांगयांग पहुंचते ही ऐसा मात्यूम होता है कि हम पत्तोरहित पेड़ों 
के जंगल में हो कर गुज़र रहे हैं। नदी के दोनों किनारों पर तेल 
के कओभों की लम्बी मीनारें दिखाई देती हें। इन से तेल निकाला 
ओर नदी के मार्ग द्वारा भेजा जाता है, जिस से साफ़ कर के खच्छ 
मिट्टी का तेल और पेट्रोल तैयार किया जाता है। इस चक्षरदार 
नदी पर एक-दो दिन को यात्रा के पश्चात्‌ हम पेगन के प्राचीन नगर 
पर पहुँच जाते हैं। यहाँ सैकड़ों छोटे-बड़े रग-बिस्गे बोद्ध-मन्दिर 
दिखाई देते हैं, जो स्वच्छ पानी में चमकते हुए अत्यन्त मनोहर मात्यूम 
होते हैं। अब पेगन वहुत छोटा स्रा नगर है, परन्तु सेकड़ों वर्ष 
हुए यह बड़े चहल-पहल का स्थान था| आगे चल कर हम छिन्दविन 
नदी के मुहाने को पार करते हैं। हम एक छोटे स्टीमर में बेठ कर 
इसी नदों पर १०० मील तक यात्रा कर सकते हैं। यहाँ नदी के 
किनारों पर हज़ारों सागोन के लडट्ठे दिखाई देते हैं, जो इसलिए पढ़े 
हुए हैं कि नदी में बाढ़ आने पर बहा दिये जाय॑े। 

शोध दी हम मांडले पहुँच जाते हैं। यहाँ हम एक बड़े चोकोर 
किले के बीच में यहाँ के प्राचीन राजा थीबो के महल और बागों की 


अह्मा १६७ 


सेर कर सकते हैं। रंगून के विपरीत, मांडले विलकुल ब्रह्मा वालों 
का ही नगर है ; हम को यहाँ बहुत कप्र हिन्दुस्तानी या चीनी दिश्वाई 
देते हें। इसकी सड़कें ओर बाज़ार बड़े सुन्दर बने हुए हैं। 
अब यदि हम चाहें तो यहाँ से पूथे की ओर सालविन नदी तक रेल 
द्वारा यात्रा कर सकते हैं। परन्तु ऐसा करने के बजाय हम एक 
छोटे स्टीमर में बेठ जाते है, ओर भामू तक अपनी यात्रा जारी रखते 
हैं। नदी की घाटी अब सकरी हो गई है, ओर कहीं कहीं हम को 
चटियल भृगुओं ( पहाड़ी टोलों ) फे बीच में हो कर जाना पड़ता है। 
जंगल से ढकी हुई पहाड़ियाँ अधिक निकट दिख्लाई देने लगती हैं, 
ओर शीघ्र ही हम को वे ऊँची श्रणियाँ देख पड़ती हैं जो नक़शे में 
ब्रह्मा के उत्तर में आरपार जाती हुई दिल्लाई गई हैं। अन्त में हम 
भाषू पहुंचते हैं, जो पहाड़ियों और जंगलों के बीच में है। भारतवर्ष 
या लंका के यात्री को तो यह मालुम होने लगता है कि वह अपने 
घर से बहुत दूर आ गया है, क्योंकि उसे यहाँ लोगों के चेहरे और 
पहनावे विचित्र देख पड़ते हें। इन में से बहुत से ब्नह्मा निवासी 
नहीं हें। जहाज़ से उतर कर हम किसी चीनी मन्दिर में जा सकते 
हैं, या चीन के व्यापारियों को देख सकते हैं, जो पहाड़ियों और 
घाटियों को पार कर के अपने टह्दुओं के क्ाफ़िलों पर छाद्‌ कर माल 
छाये हैं ओर बदले में वह माल ले जाय॑ंगे ज्ञो नदी के मागे द्वारा रंगून 
से छाया गया है। किसी नाव या रूटीम-बोट ( इंजिन द्वारा चलने 
वाली नाव ) में बेठ कर हम इरावदी नदी पर और भी आगे पिशीना 
तक पहुँच सकते हैं, जो उत्तरी सरहद की पहाड़ियों और. जंगलों में 
बसा हुआ है। यह रेल का अन्तिम स्टेशन है। इस रेल के द्वारा 
हम फिर दक्षिण की ओर सारे मार्ग को पार करते हुए मांडले, भोर 
फिर सीतांग नदी की घाटी में पीगू होते हुए रंगून को या पूर्व में 
मोलमीन को वापस लोट सकते हैं । 


१६८ भारत-साम्राज्य और लंका 


ब्रह्मा के तट ओर टापू। अच्छे नक़शे से माल्यूम होता 
हैं कि भारत के तटों की अपेक्षा ब्रह्मा का तट टापुओं और कटानों 
द्वारा अधिक टूटा हुआ है। भारत-साम्नाज्य के किसी भी सूबे में 
इस से अधिक प्राकृतिक जल-मार्ग न होंगे। इस का फल यह है 
कि ब्रह्मा निवासो प्रसद्ध नाविक ओर नाथ बनाने वाले होते हैं। 
उन के बहुत से गाँव नदियों के किनारे या सम्ुद्र-तट पर होते हैं। 
पानी के समीप के प्रत्येक घर में एक नाव होती है, और हर एक 
बच्चा तेर सकता है। नाव भोर स्टीमर द्वारा हम इरावदी के डेल्टे 
की अनेक शाखाओं में घूम फिर सकते हैं, या इस नदी पर ओर 
उसकी सहायक छिन्द्विन पर यात्रा कर सकते हैं। बरसात के 
मोसिम में छोटे स्टीमर सीतांग नदी में भी चलते हैं। जिस नदी 
पर अकयाब स्थित हे वह बरसात के मौसिम में स्टीमरों द्वारा ६० मोल 
तक खेई जा सकतो हे। अराकन ओर तनासरिम तटों पर अनेक 
छोटी नदियाँ हैं, जिन में मानसून के दिनों में थोड़ी दूरी तक स्टीमर 
चल सकते हैं। परन्तु ब्रह्मा में एक बड़ा भारी दोष यह है कि 
उसका भीतरी भाग अराकन ओर तनासरिम योगमाओं द्वारा समुद्र 
से अलग हो रहा है। इसलिए अधिकांश नदियाँ छोटो हैं, ओर उन के 
द्वारा नाथे वेश के भीतर तक नहीं जा सकतों। इरावदो हो केवल 
एक ऐसा प्राकृतिक जल मार्ग है, जां ब्रह्मा के मध्य तक पहुंच गया है । 

दोनों तठों के निकट अनेक टापू भो हैं। अराकन तट के समीप 
रामरी, चदुबा ओर अनेक छोटे टापू हैं; तनासरिम तट के निकट 
मरगूई द्ोप-समूह है। ये टापू लकद्वीप टापुओं की तरह मूँगे के 
नहीं बने हुए हैं।. निम्राइस अन्तरीप से दक्षिण की ओर सुमात्रा 
तक चार द्वीप-समूह चले गये हैं--प्रिपारी, कोको, अंडमन और 
निकोबार । अन्तिम दो द्वीप-समूह सब से बड़े ओर सब से अधिक 
उपयोगी हैं। अंडमन द्वोप-सधृह के एक टापू पर ब्लेभर बन्दर है, 


न्नह्मा १६६ 


जहाँ भारतवर्ष से वे अपराधी भेजे जाते हैं जिन्हें काले पानी फा दंड 
दिया ज्ञाता है। ऐसा विचार किया जाता है कि ये टापू उन पर्वतों 
की चोटियाँ हैं जो अराकन योमा के सिलसिले में समुद्र के 
नीचे नीचे चले गये हैं। ये बहुत कम आबाद हैं, और विशेष 
उपयोगी नहीं हैं । 


भ्रश्ष 


१--ऐसा कहने से क्‍या आशय है कि तीन योमा ब्रह्मा का अ्स्थिपिंजर बनाते 
हैं? उसकी मुख्य नदियाँ कोन सी हैं ? प्रत्येक का मार्ग वर्णन करो । 

२--इरावदी नदी ब्रह्मा का सब से अ्रधिक उपयोगी माग क्यों है? वह कहां 
तक खेई जा सकती है? नदी द्वारा कोन कोन सा अत्यन्त उपयोगी माल गाता 
जाता है ! 

३--ब्रह्मा के मुख्य बन्द्र समुद्री बन्दर या नदी बन्द्र हैं। समभाओ कि ऐसा 
क्यों है, ओर प्रत्येक के चार उदाहरण दो । 

४-२ंगून की स्थिति ओर व्यापार बन करो । बेसीन, मोलमीन, ऋकयाब 
अर भामू कहाँ हैं ? 


अध्याय १६ 


भारत-साम्राज्य के प्रान्त तथा देशी ओर 
सीमान्त राज्य 


भारत-साम्राज्य का राजनेतिक भूगोल 


सुगमतापूर्बक राज्य करने के हेतु प्रत्येक देश छोटे छोटे भागों में 
बाँट दिया ज्ञाता है। भारत-साम्नाज्य फे राजनेतिक भुगोल से हमारा 
आशय उन भिन्न भिन्न सूबों ओर रियासतों से है जिनमें वह वेट रहा 
है। ये भाग अकस्मात्‌ ही नहीं बना दिये गये | हम मारतव्ष का 
इतिहास पढ़ कर इनकों भली भाँति समर सकते हैं। उस से यह 
मालूम होता है कि भिन्न भिन्न माग अलग अलग समयों पर ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी के शासन में आये, और उसके पश्चात्‌ भारत- 
सरकार के अधीन हो गये जो सम्राट के नाम से भारत-साप्नाज्य पर 
शासन करती है। यद्यपि भारत-सरकार इस श्वारे सप्नाज्य की रक्षा 
और शान्ति के लिए उत्तरदायी है, तथापि कुछ भाग ऐसे हैं जिन्हें 
देशी राज्य” कहते हैं ओर जिन में राजा व नवाब राज्य करते हैं। 
उन की कचहरियाँ पृथक्‌ हैं ओर उन के कानून भी अलग हैं। परन्तु 
इन शासकों को पूरे अधिकार नहीं हैं ; उदाहरण के लिए, वे सुलह 
या लड़ाई नहीं कर सकते। भारतवर्ष के किसी राजनेतिक नकशे 
में हम ये भाग देख सकते हैं। भारत सामप्नाज्य के सूबे प्रायः लाल रंगे 
हुए होते हैं, और देशी रियासतों में पीला रंग भरा होता है । 


भारत के सूबे । राजनैतिक नक़शे से मालूम होता है 
कि प्रायः मेंदानों के सारे प्राल्त को पाँच सूबों ने घेर रक्‍्खा है-- 


प्रान्त तथा देशी ओर सीमान्‍्त राज्य २०१ 


आसाम, बह्लाल, बिहार ओर उड़ीसा, संयुक्त देश 
अगरा व अवध ओर पञ्ञाब, ओर टेहली का छोटा सुबा। 
इस उपजाऊ घनी बसी हुई भूमि का अधिकांश साग ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी ने प्राप्त किया था। सन्‌ १७६४ ई० में वक्‍सर की लड़ाई 
के पश्चात्‌ कम्पनी को सुरमा नदी से बनारस तक क़रीब क़रीब 
सारा ही चौरस देश मिल गया । इस के पश्चात्‌ अवध के नवाब ओर 
ग्वालियर के मराठा राजा सेधिया ने और भी भूमि दे डाली, जिस से 
कम्पनी का राज्य इस बड़ी घाटी में यमुना नदी के आगे तक फैल 
गया। सन्‌ १८०३ ई० में नागपुर के राजा ने उड़ीसा का देश 
दे दिया जिस में महानदी का डेल्टा भी शामिल है। नेपाल युद्ध के 
पश्चात १८१६ ई० में हिमालय के कुछ पहाड़ी जिले मिला लिये गये। 
ब्रह्मा की पहली लड़ाई ( सन्‌ १८२७ ) के पश्चात्‌ ब्लह्मपुशत्र की घाटी का 
ऊपरी भाग ले लिया गया, और सन्‌ १८५६ ई० में ला डलहोज़ी ने 
अवध के नवाब को गद्दी से उतार कर उसका राज्य ले लिया। 
सिफख। से दो बार लड़ाई होने के बाद सन्‌ १८४६ ई० में पंजाब जीत 
लिया गया। इस प्रकार सन्‌ १८५७६ ई० में सारा चोरस मेंदान, 
पूवे में महानदी ओर आसाम की पहाड़ियों से पच्छिम में सुलेमान 
पर्वेत तक, एक सरकार के अधीन हो गया। यहद्द भाग भिन्न भिन्न 
कालों में पृथक्‌ परथक्‌ रीति से विभाजित रहा है। वतेमान फाल 
में इस में आलाम, बंगाल, बिहार ओर उड़ीसा, संयुक्तप्रान्त ओर 
पंज्ञाब के पांच बड़े सूबे हैं। सन्‌ १६११ ई० में जब देहली भारत 
की राजधानो बनाया गया, तो डस के आसपास का थाड़ा सा 
भाग मिला कर एक अलग सूबा बना दिया गया। इन खूबों 
की सीमाएँ किसी बड़े नक्शे से भली भाँति अध्ययत की जा 
सकती हैं । 


२०२ 


भारत-साप्राज्य ओर लंका 





। 80॥00] 3॥8+ 





4९ 2 आप 
फ 
हि ह 
9 92 ४४९)/५ 
५. 


2|[8 20 ५६ 2॥:६ : % 248 ॥0:।|#॥9-0027 





प्रान्त तथा देशी ओर सीमान्त राज्य २०३ 


यदि दम चिलका *हील से उत्तर-पश्चिम की ओर पश्चिमी घाटों 
के किनारे किनारे, ओर फिर कृष्णा व तुड़डभद्रा नदियों के मार्ग पर 
दूसरी ओर तट तक टेढ़ी रेखा खींचने, ओर इसके बाद त्रावनकोर, 
कोचोन ओर मेखूर राज्यों को निकाल दें, तो मद्रास प्रदेश 
नाम का बड़ा सूबा बन जायगा। प्राकृतिक नक़झोे से मालठ्म होता 
है कि इस में दोनों पूर्वों तथा पश्चिमी तटीय मेंदानों का बड़ा भाग 
ओर दक्षिण के पठार का एक छोटा भाग शामिल हैं। 

सन्‌ १६३६ ६० में ईस्ट इण्डिया कम्पनी को मद्रास नगर में थोड़ी 
सी भूमि मिली, जिस पर उन्होंने सेण्ट ज्ञाज़ का किला बना लिया। 
टीपू खुलतान से युद्ध करने के पश्चात ओर तझ्जौर के राजा, निज़ाम 
तथा कनांटक के नवाब से भूमि मिल जाने पर उन्होंने अपने राज्य 
को ओर भी बढ़ा लिया, यहाँ तक कि सन्‌ १८०१ ई० में मद्रास प्रदेश 
करीब क़रीब इतना ही बड़ा हो गया जितना आजकल हे। 


बम्बहे प्रदेश में भारतवषे के पश्चिमी तट का अधिकांश भाग, 
पश्चिमी घाट के पूर्व में दक्षिण के पठार का कुछ भाग और सिन्‍्य 
जो मेदान खण्ड में हे, शामिल हैं। सूरत ओर बस्बई इस के प्रथम 
दो भाग हैं जो ईस्ट इण्डिया कम्पनी को मिलते थे। बम्बई का टापू 
इडुलेण्ड के राजा चाह्से द्वितीय ने दिया था, जो उसे अपनी पुतंगाल 
की महारानी के साथ जहेज़ में मिला था। तीन मराठा युद्धों से 
पश्चिमों घाट के दोनों ओर का बहुत सा देश हाथ लगा, और सन्‌ 
१८७३ ई० में स्िन्ध का सूबा सर चादसे नेपियर ने कम्पनी के लिए 
जोत लिया । 


गोदावरी नदी के ठीक उत्तर में मध्य प्रदेश नाम का एक 
वहा सूबा है। यह सारा ही सूबा पठार के प्रान्त में है। इसका 
कुछ भाग सन्‌ १८१८ के पिण्डारों युद्ध के पश्चात्‌ संधिया और 


२०७ भारत-सामप्राज्य ओर लंका 


नागपुर के भोसला राजाओं ने कम्पनी को दिया था, और शेष भाग 
सन १८५३ ई० में राघोजी भोंसला की मृत्यु के पश्चात कम्पनी को 
मिल गया क्योंकि उसने कोई पुत्र नहीं छोड़ा था। सन १६०२ में 
हेदराबाद के निज्ञाम ने २० लाख रुपया वाषिक पट्े पर बरार 
भारत-सरकार को दे दिया, और अब यह इस सूबे का एक भाग है। 
पश्चिमी घाट में कुग की छोटी सी रियासत उस के निवासियों की 
इच्छानुसार १८३७ ह० में ब्रिटिश राज्य में मिला ली गई । 

देशी रियासतें । भारतवषं में कुल देशी रियासतें अनुमान 
से ६५० होंगी। इन में अधिकांश छोटी हैं, परन्तु कुछ बड़ी ओर 
महत्वशालो हें | 

हैदराबाद या निज़्ाम का राज्य दक्षिण के पठार के मध्य में 
शक बड़ी रियासत हे | ओरंगज़ेब की खत्यु के पश्चात सन १७०७ में 
देहली में कोई बड़ा राजा न था जो मुगरू-साप्नाज्य को छिन्न भिन्न 
होने से बचा सकता। ऐसी दशा में दक्षिण का खूबेदार स्वतंत्र हो 
गया, और उसके उत्तराश्विकारी भारत-सरकार से सन्धि कर के 
स्वतंत्र ही रहे हैं । 

मंसूर एक दूसरा बड़ा राज्य है जो पूर्वी ओर पश्चिमी घाट के 
बीच में द्वित दकन के पठार का सब से उंचा ओर खब से दक्षिण का 
भाग हे। १७६० ई० से १७६६ ई० तक हेद्र अली, जिसने बल. 
पूवंक सिंहासन छोन लिया था और उसका पुत्र टीपू खुलछतान इस 
पर राज्य करते रहे। खन १७६६ ६० में भ्रीरंगपत्तन के युद्ध के 
पश्चात्‌, जिसमें टीपू मार डाला गया था, भारत-सरकार ने यह राज्य 
पहले राजाओं के वंश के एक राजा को दे दिया। १८३१ ई० में 
राज्य का शासन बुरा होने फे कारण भारत-सरफकार ने उसे अपने 
हाथ में ले लिया। परन्तु सन १८८१ ६० में पिछले महाराजा के 


प्रान्त तथा देशी ओर सीमान्त राज्य र्ण्ण्‌ 


गोद लिये हुए पुत्र को राज्य वापस कर दिया गया। यद्यपि 
मेसूर की रियासत लव से वड़ी नहीं हे, तथापि इसकी गिनती बहत 
महत्वपूणे ओर उत्तम शासन वाली रियासतों में की जाती है। 

त्रावनकोर ओर कोचीन दोनों राज्यों का शासन अच्छा 
है। इन में घाटों के कुछ भाग ओर कुमारी अन्तरीप के ठीक उत्तर 
का तटीय मेदान शामिल हेैं। 

राजपूताना एक रस्यासत नहीं है, परन्तु यह कोई बीस 
देशी रियालतों का समह है, जिन में सत्रह के शासक राजपूत हैं | 
मराठों की लड़ाइयों के पश्चात्‌ यहाँ के शासक प्रसन्नतापूर्वक प्रधान 
सरकार की रक्षा में आ गये। उदयपुर, जोधपुर, जयपुर 
ओर बोकनेर नाम की चार रियासत सब से बड़ी हैं । 

मध्य भारत रसियासतों के एक ओर समूह का नाम है, जो 
मध्य मारत के पठार पर स्थित हैं। इ्स देश को मराठों ओर 
अफ़गानों दोनों ने छूट लिया था ; परन्तु मराठों के तीसरे युद्ध हर 
पश्चात्‌ प्रत्येक शासक जो अधिकारी था मारत-सरकार कूंप 
रक्षा में अपनी रियासत का अधिकारी बना दिया गया। महू 


प्रदेश में १४३ रियासतें हैं, जिन में ग्वालियर इन्दोर भपाक 


पन्ना ओर रीवा मुख्य हैं। 

बड़ौदा में, जो गायकवाड़ की रियासत है, गुजरात के डपञजाऊ 
मैदान का एक भाग शामिल है, ओर यह बम्बई प्रदेश के आसपास के | 
ज़िलों से बहुत कुछ मिल रहा है। इसका शासन उसके बुद्धिमान 
राजा द्वारा भली भाँति हो रहा ह। 

काठियावाड ओर कच्छ प्रायद्वीपों में अनेक छोटी छोटी रियासतें 
हैं। सिन्ध नदी की घाटी में भावलपुर ओर खेरपुर हैं, और बस्तर 
मध्य प्रदेश की बड़ी ओर पहाड़ी रियासत है । 


२०६ भारत-साप्राज्य ओर लंका 


सीमान्त भारतवणये भारतवर्ष के बाहर, परन्तु भारत-साप्नाज्य 
के भीतर दी, दो एक ऐसे भाग हैं जिनका वणेन हम को पक बड़े 
नक़शे से जानना चाहिएपए। उनमें से कुछ साघप्राज्य के राज्य हैं, 
ओर कुछ नहीं। सीमा पर भारतवषधे का बेरियों से सुरक्षित 
हाना इतना आचश्यक हे कि भारत-सरकार ने देश के बाहर उस की 
रक्षा का प्रबन्ध किया हे। इस प्रकार उत्तर-पश्चिम में जहाँ 
सब से अधिक भय है बलूचिस्‍्तान के सरदारों के साथ सन्धि 
कर ली गई हैे। इस से थे भारत-सरकार की रक्षा में आ गये हैं, 
और उन्होंने अफगानिस्तान की सीमा के निकट अपने देश का 
कुछ भाग भो दे डाला है। इस प्रकार बलूचिस्तान के उत्तर के 
भाग प्रधान सरकार के बिदकुल अधीन हें। परन्तु दक्षिण के 
भागों पर उनके ही सरदार राज्य करते हैं। पिछले :भाग में क्वेटा 
का मज़बत गढ़ है, जो बोलन की घाटी और वहाँ तक भारत से 
आने वाली रेल की रक्षा करता हे। इस प्रबन्ध से भारतीय सेना 
भारत पर आक्रमण करने वाले बेरी से अफ़ग़ानिस्तान की ओर के 
उन पहाड़ों के भीतरी ढालों की अपेक्षा जो भारत की ओर हैं 
बाहरी ढालों पर ही लोहा ले सकती है। देश में आने से पहले 
किसी फ़ोज को जब चह पहाड़ के ऊपर चढ़ रही हो रोकना 
कहीं सुगम है बजाय इसके कि जब वह पहाड़ के नोचे उतर रही हो । 

इसलिए भारत-सरकार ने १६०१ में उत्तर की ओर एक नया 


खूबा बनाया दे, जिसे उत्तरी-पश्चिमी सीमान्त प्रदेश 
कहते हैं। यह प्ेतों से भरा हुआ है, ओर उत्तर में हिन्दुकुश तक 
ओर पश्चिम की ओर सिन्‍्ध नदी तक फेला हुआ है । इस सूबे की 
रहने वाली ज्ञातियों के कार्य में भारत-सरकार उस समय तक हस्तक्षेप 
नहीं करती जब तक किचे शान्ति रखती हैं ओर भारतीय सेना 
तथा पुलिस के लिए किले बना लेने में बाधा नहीं डालती । 


प्रान्त तथा देशी ओर सीमान्त राज्य २०७ 


से आया हुआ है । 


शफगानिस्तान 


के मोसिम में एक ६ 


रे 
डु 


क्वेटा । जा 





२०८ भारत-साप्राज्य ओर लंका 


ओर भी उत्तर चल कर कश्मीर का बड़ा राज्य है ज्ञो भारतः 
की सरहद का द्वी भाग हे। परन्तु यह रियासत किसी ऐसे 
देश की सीमा के पास नहीं हे जिस से भारतवष को कोई डर हो। 
कश्मीर पवेतों ओर घाटियों से भरा हुआ देश है, ओर यह भारत- 
सरकार की रक्षा में ठीक अन्य देशी रियासतों को तरह एक रियासत 
है। भारतवष के उत्तर में हिमालय पर्वत में दो पहाड़ी रियासत 
नेपाल ओर भटान हैं। वे नाम के लिए खतंत्र हैं, और 
इसलिए हमें कदाचित्‌ उनको भारत-सल्नाज्य में नहीं शामिल करना 
चाहिए। परन्तु वास्तव में वे भारत-सरकार की रक्षा में हैं 
जो उनमें किसी बेरी को नहों घुसने दे सकती हे 

ब्रह्मा । भूगोल की द्वृष्टि से ब्रह्मा मारतव्े का भाग नहीं है, 
परन्तु राजनैतिक दृष्टि से यह साम्नाज्य का भाग है ओर भारत-सरकार 
के अधोन है। ब्रह्मा के तीनों युद्धों द्वारा ( १८२७, १८५२ और 
१८८६ ६० में ) देश घोरे धीरे भारत-सरकार के अधीन कर लिया, 
गया ओर अब यह भो एक सूबा है | 

भारतवष में विदेशियों की बस्तियाँ ॥ दो योरोपीय 
जातियों --फ़रासोसियों ओर पुतगाल वालॉ--का भारतवणषे की भूमि के 
थोड़े से भागों पर अधिकार है। फ़्रासीसियों का मुख्य स्थान 
मद्राल-तट पर पाण्डिचेरी है, ओर पुदेगालवालों का प्रधान स्थान 
बम्बई तट पर भारमागोआ या गोआ है। फ्रान्स ओर पुतंगाल से 
सन्धियों द्वारा यह निश्चित हो चुका है कि इन स्थानों पर फ़ोजी 
सिपाहो न रहेंगे, जिन से भारतवर्ष की शान्ति भड्ढ हो । 

| अभ् 

“'भारतवर्ष-का-सूबा ओर देशी राज्य” से क्या आशय है ? क्या राजपूताना 

देशी राज्य है १ उत्तरी-पश्चिमी सीमान्त प्रदेश इतना महत्त्वशाली क्‍यों हे ९ 


अध्याय १७ 


लड्ढा ; उसकी बनावट, फसलें ओर मनुष्य 


अब हम पाक जल-डम्रुमध्य को पार कर के लड्ढा में पहुंचते हैं । 
यहाँ पहुचने के लिए या तो हम तूतीकोरन से पक स्टीमर में बेठ कर 
दक्षिण-पूथे की ओर १५७० मील की यात्रा के पश्चात कोलम्बों पहुंच 
सकते हैं, ओर या रेल द्वारा मद्रास से जिचनापली ओर मदूरा 
होते हुए धनुषकोटी बन्द्र या पम्थम्‌ टापू को पहुँच सकते हैं। यहाँ 
से हम एक छोटे जहाज़ में बेठ कर समुद्र को पार कर के मनार के 
टापू तक पहुँच सकते हैं, और वहाँ से रेल में बेठ कर कोलम्बो 
पहुँच सकते हैं। लड्ढा की चट्दानें, मिट्टी, पेड़ ओर पशु भारतवर्ष से 
बिलकुल मिलते ज्ञुलते हैं। इसलिए पेसा विचार किया जाता है कि 
बहुत काऊ पहले यह टापू प्रधान भूमि का एक भाग था । 


स्थिति, आकार ओर बनावट | लड्डा भारत के 
दृक्षिणी सिरे के दक्षिण-पूर्चे की ओर कुछ हट कर है। कालीमीर 
अन्तरीप से ठीक दक्षिण की ओर यदि एक रेखा स्लींची जाय, ती वह 
उसके पश्चिमी किनारे को छूती हुई निकल जायगी : एक ओरे रेखा 
यदि्‌ कुमारी अन्तरीप से बिलकुल पूल की ओर क्षींची जाय, तो 
वह टापू के एक तिहाई भाग को अलग कर देगी । इस का आकार 
आम का सा है। टापू के बिलकुल मध्य में नहीं, परन्तु मध्य के 
कुछ दक्षिण की ओर हट कर नक॒झे में पचेतों का एक पुञ्ञ दिखाया 
गया हे जो ६,००० या 9,००० फुट उ्चे हें !। इस ऊंचे केन्द्र से घरती 


॥॥ ! ५ ॥। ि ( ला 4 


२१० भारत-साप्ताज्य ओर लंका 


चारों ओर समुद्र तक ढलती जाती है, यहाँ तक कि तट के चारों 
0 हे हि. 
ओर वह बहुत चोरस है। उत्तर में जहाँ ढाल कम है, धरती के 





लंका | 


अन्त में एक लम्बा चोरस प्रायद्वीप है, ओर थोड़े से चौरस टापू है 
मध्य के घुण्य पर्वत पेड्रो की खोटी और आदम की चोटी हैं । 


लंका २१५१ 


तट ओर टापू । एक अच्छे नकशे से मालूम होता है कि 
इसके तट मलाबार के तटों से बहुत मिलते ज्ञुलते हैं। वाघ्तव में 
वे बहुत कम टूटे हुए हैं, ओर केवल एक ही श्वान पर बड़ा कटान है। 
यह स्थान पूर्वी तट पर त्रिड़ोमाली का आखात या बन्द्र है, ओर 
इसलिए यहाँ बड़े बड़े ज़हाज़ सुरक्षित खड़े रह सकते हैं। परन्त 
तट का सारा शेष भाग चोरस ओर रेतीला है, जिस के आसपास का 
पानी भी छिछला है। इसका फल यह है कि कोई जहाज़ थल के 
निकट लड़ूर नहीं डाल सकता । मलाबार की तरह यहाँ भी बहुत 
से लगून हैं। इनके और समुद्र के बीच में रेत के टील हैं, जो सम्नुद्र 
की लद्दरों ने रेत इकट्ठा कर के बनाये हैं। पूर्वी तट पर बद्दीकलोआ 
में एक बड़ा छिछला लगून है जो ३० मीर लम्बा है। घुर उत्तर में 
जफ़ना का नगर तथा प्रायद्वीप एक ओर छिछले लगून द्वारा प्रधान 
भूमि से अलग हो रहे हैं, ओर पच्छिमी तट पर समुद्र के निकट का 
प्राय: प्रत्येक नगर और गाँव इन लगूनों या नहरों द्वारा एक दुसरे 
से जुड़ा हुआ है। 


जलवायु ओर वर्षा ॥ भारतवध की जलवायु अध्ययन 
करने के पश्चात्‌ लडट्डा] फी जलवायु सम्कना वहुत सरल है। यह 
टापू विषुधत रेखा के अधिक निकट है, इसलिए यहाँ की जलवायु 
अधिक गरम होनी चाहिए। सूर्य बराबर साल भर करीब करीब 
सिर के ऊपर रहता है। इसलिए यहाँ उत्तरी मारतवषे की तरह 
जाड़े नहीं पड़ते। परन्तु यह चारों ओर समुद्र से भी घिरा हुआ 
है, इसलिए यहाँ की जलवायु मातदिल हे--अर्थात्‌ देश के बहुत 
भीसर की ओर थित लाहोर जेसे ध्यानों की तरह यहाँ की जलवायु 
गरम नहीं हे। फिर एक वात और भी है। यह टापू दोनों 
मानसूनों के राषह्ते में पड़ता है: जून से सितम्बर तक ज्ञो वर्षा 


भारत- 
न-साप्राज्य ओर ल॑ 
लठ्का 


रे (छ, 
८ सं (जे) 


कै 








लंका २१३ 


मलाबार तट पर होती है वह यहाँ भी होतो है, और जो वर्षा अक्टूबर 
से फ़वेरी तक कर्नाटक तट पर होती है वह भी यहाँ होती है । 
वास्तव में इस टापू पर बष के प्रत्येक सप्ताह में वर्षा होती रहतो है; 
मध्य के पवतों पर भारी वर्या होतो है, ओर इन से थे नदियाँ निकलती 
हैं जो चारों ओर टापू में फैली हुई हैं। दटापू के शेष भाग में, चौरस 
होने के कारण, कुछ कम वर्षा होती है। सब से अधिक घर्षा का 
भाग दक्षिणी-पश्चिमी कोना है, जहाँ दक्षिणी-पश्चिमी मानखून पूरे बल 
के साथ आता है। इसलिए यही भाग सब से अधिक उपजाऊ ओर 
सब से अधिक आबाद है। शेष भाग में बरसात का मौसिम छोटा 
होता है, ओर सूर्य भी तरी को शरघ्र सोख लेता है। इस प्रकार 
नदियाँ जो मध्य के पहाड़ों से निकलती हैं बरसात के मौसिम को 
छोड़ कर अन्य मौसिमों में बिलकुल खूखी रहती हैं, ओर नावों के 
बहुत कम काम की हैं। जब ये चौरस छिछले तट पर समुद्र में 
गिरती हैं, तो समुद्र की धाराएँ उनके मुहानों को रेत से भर देती हैं। 
सब से बड़ी नदां महावली गंगा ( बड़ी रेतीली नदी ) है, जो उत्तर- 
पूवें को ओर लम्बे ढाल से बह कर त्रिड्डुगमाली बन्द्र में गिरती हे । 
फसलें । जलवायु और वर्षा से फ़सलें भी जानी जा सकती 
हैं। वे दक्षिण भारत की फ़सलों से बहुत मिलती-ज्ुलती हैं। 
मिट्टी उपजाऊ नहीं है, ओर टापू की तीन चौथाई भूमि जोती-बोई 
नहीं जाती : टापू के बड़े बड़े भाग जड़लों से ढके रहते हैं। लंका के 
मुख्य पेड़ तथा उपज नारियल, घान, चाय और रबड़ हैं। नारियल 
रेतीली नमकीन प्रिद्दी को पसंद करता है, और इसलिए यह मलाबार 
तट की तरह यहाँ भी प्रायः: लगुनों के किनारों पर ओर सप्तुद्र के 
चौरस रेतीले तट पर पेदा होता है। भीतर चल कर उन भागों में 
जहाँ पानो तालाबों में इकट्ठा किया जा सकता है या जहाँ नदियों से 
काफ़ी पानी लिया जा सकता है, धान के खेत भरे पड़े हैं। उँची 





जल अत अत अकना >3 न्‍च ननतज जम" -क ““- < कायम । पालक 3.--+१५+क >मानव» 4७०4 नाम ०७ अनाज : ५३-३० >मकावााान्‍ज न फन्कनन “0... 


भारन-साप्राज्य ओर लंका 


कर 


पर चाय के उपचनों के व॑ 


ढ्लों 


ल जो पहाड़ी 


गी रे 


नेवारा ईलिया को जाने वाल 


लेका २१५ 


पहाड़ियों पर चाय के उपवन बहुत हैं। यह काड़ी पहाड़ों फे उन 
ढालों पर मली भाँति पैदा होती है, जहाँ वर्षा अधिक होती हो, 
परन्तु पानी आसानी से बह ज्ञाय ओर धूप भी तेज़ पड़ती हो । इस 
प्रकार लंका की पहाड़ियों पर चाय की बहुत बड़ी फरलें पैदा द्वोती 
हैं। यह कोलम्बों से योख्प भेजी जाती है। कुछ वर्षों से गरम 
घारियों में रबड़ के पेड़ बहुतायत से लगा दिये गये हैं। यहाँ से 
बहुत सी रबड़ बाहर भेजी जाती है। लड्ढडा) मसालों के लिए खदा 
से प्रसिद्ध रहा है--जैसे दालचीनी जो एक पेड़ की छाल है, 
जायफल, लोंग, काली मिचे और इलायची । जलवायु कोको के पेड़ 
के लिए भी उपयुक्त है। इस पेड़ के फल से एक प्रकार की मिठाई 
जिसे चोकोलेट कहते हैं ओर कोफकों जो चाय या कहवा की तरह 
पीयी जाती है, तैयार किये जाते हैं। जड़ुलों से बहुत सी लकड़ी 
काटी जाती है । 


मनुष्यों का रहन-सहन । लइड्ढा में बहुत कम खनिज 
पदार्थ है, और खानों से निकाले भी कम जाते हैं। छम्बेगो ही जो 
सीसे की पेन्सिलों के बनाने के काम आता है अधिक पाया जाता है। 
इस प्रकार हम अनुमान कर सकते हैं कि भारतवर्ष की भाँति यहाँ भी 
प्रायः सारे ही मलुष्य खेतीबारी से अपना पेट भरते हैं। थे धरती 
जोतते, पशु चराते, और जंगलों में काम करते हैं। तट पर चारों 
ओर बहुत से मछुए हैं। इस प्रकार भारतव्े की तरह यहाँ भी 
गाँव बहुत हैं ओर नगर बहुत कम । सारे रेतीले तट पर या 
छिछले लगूनों के किनारे के निवासी या तो मछुए हैं, या नारियल के 
पेड़ों के उगाने वाले हैं जिन से डन को गोला फा तेल ओर जटा 
मिलती हैं, या लूगूनों ओर नहरों के किनारे मल्लाह हैं जो नाथ खेते 
है। चौरस मैदानों पर लोग धान पैदा करते हैं और पहाड़ियों पर 
हज़ारों मनुष्य चाय के बगीचों में काम करते हैं । 


२१६ भारत-साप्राज्य ओर लैका 


जनसंख्या ओर नगर। यहाँ की आबादी भारतवषे के 
अनेक भागों की तरह घनी नहीं है, क्मोंकि बहुत कम धरती जोती- 
बोई ज्ञाती है और जंगल बहुत हैं। दक्षिणो-पश्चिमो कोने में नक़रो 
में छोटे नगर और गाँवों की एक पंक्ति दिखाई गई है जो एक दूसरे से 
लगूनों ओर नहरों द्वारा जुड़े हुए हैं, ओर बहुत दूर तक रेल से 
भी जुड़े दुए है । टापू पर केबछ एक बड़ा नगर है जिसका नाम 
कोलम्बी हैं। यहाँ अकबर के समय में पुतंगाल बालों ने और 
उनके पश्चात्‌ डच लोगों ने, अपने व्यापारियों की रक्षा के लिए 
फिला बनाया था। परन्तु उन दिनों में कोलम्बो इतना उपयोगी न था 
जितना दक्षिणी तट पर गेली था। कोलम्बो का बड़ा बन्द्र 
सन्‌ १८८५ ई० में बन कर तेयार हुआ था ; समुद्र में भुजाओं की तरह 
पत्थर की लस्बी दीवार बनाई गई', ओर इस प्रकार गहरे पानी का 
एक बहुत बड़ा भाग बड़े जहाज़ों के लिए सुरक्षित किया गया। 
अब आँधी के समय भी यहाँ पर वे पानी में खड़े रह सकते हैं। 
इस प्रकार कोलम्बों लंका का मुख्य बन्दरगाह बन गया ओर बहुत 
शीघ्र बड़ा नगर हो गया। नक्शे से मालूम होता है कि यह टापू के 
अन्य भागों से तीन रेलों द्वारा मिला हुआ है। एक लाइन टापू के 
बीचों बीच में होती हुई जफ़ना तक जाती है। इसकी एक शाखा 
प्रध्य के पवेतों के ढालों के ऊपर कंडो ओर नेवाराईलिया होती हुई 
ऊपर चढ़ जाती है। दूसरी शास्त्रा उत्तर की ओर जाती है और पुल 
पार कर के मनार टापू तक पहुँचती है, जहाँ से माल ओर मुखाफिर 
पक छोटे जहाज़ द्वारा परम्बम्‌ टापू को पहुंचाये जाते हैं। यहाँ से 
मदूरा जाने बाली रेल मिलतो है। एक ओर लाइन तट पर दक्षिण 
की ओर गेली तक जाती है। इस प्रकार कोलम्बो नारियल और 
रबड़ के तटीय व्यापार और पहाड़ों पर पेदा होने बाली चाय के 
व्यापार का केन्द्र हैं। अधिकांश विदेशी व्यापार कोलम्बो द्वारा ही 


लंका २१७ 


होता है ओर दक्षिण भारत से योरख्प को आनेज़ाने वाले अधिकतर 
यात्री कोछम्बो हो कर ही आतेजाते हैं। परन्तु कोल्म्वो के इतने 
प्रसिद्ध वन्द्रगाह होने का एक ओर कारण है। यदि पुरानी दुनियाँ 
के बड़े नक॒शे को देखें, तो हमको मात्यूम होगा कि कोलस्बो उसके 
मध्य के निकट है। इस प्रकार यह चार महाह्वीपों ( योख्प, अफ्रीका, 










एक फेक : पक ले 7६ सा 
है। 


| मनार की. खाड़ी -- 


मल 2 यम 2० ( 
220 चय४ 03 टेट यम -2 व 6 पक ही 0०5 अर मर कक 22, 
2 यश तक न्यू ट्री जतण डिजिटल ताज 
जे लि, 












लंका- उसके नगर ओर रेलें । 
एशिया और आस्ट्रेलिया ) के बीच के समुद्री मार्गों का केन्द्र हे । 
सभी जहाज़ों को कोयले की आवश्यकता होती है और वे लस्बी 
यात्राओं के लिए अपने साथ काफी कोयला नहीं ले जा सकते | 
इसलिए लम्बी यात्रा वाले जहाज़ों के लिए, जेसे वे जो योरुप से 
आस्ट्रेलिया, या चीन या ज्ञापान को जाते हैं, कोलम्बो कोयल्थ व पानी 


२१८ भारत-साम्राज्य ओर लंका 


लेने के लिए अत्यन्त उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार कोलम्बो बन्द्र 
जहाज़ों के इकट्ठें होने का बहुत बड़ा ध्यान है। ये सभो जहाज़ यहाँ 
लंका से व्यापार करने के लिए नहीं ठहरते, किन्तु कोयला लेने के 
लिप ठहरते हैं। यह कोयला बहुत बड़े परिमाण में बन्द्र के निकट 
गोदामों में रक्‍्खा जाता हैे। यह इंग्लेंड ओर दक्षिण अफ्रीका से 
इसी के लिए विशेष रूप से बने हुए जहाज़ों में लाया ज्ञाता है। 
कोलरूम्बों के समुद्री व्यापार का मुख्य अंश कोयले का मंगाना है। 

अन्य नगर छोटे हैं। दक्षिण तट पर गेल्ली छोया सा प्राकृतिक 
बन्दर हैें। कोलम्बों का बन्द्र बन जाने के पश्चात्‌ इसकी महिमा 
घट गई है। यद्यपि त्रिंकोमाली का बन्द्र बहुत अच्छा और 
गहरा है, तो भी यह गाँव सा है, क्‍योंकि यह समुद्री व्यापार के 
मुख्य मार्ग से अलग है और इसके पीछे के देश में आनाजाना भी 
सुगम नहीं है। केँडी मध्य के पवेतों के बीच में पुरानी सिंहली 
राजधानी है, ओर आजकल भी बौद्धों का तीर्थ है। पीड़रो पवेत के 
ढालों पर नेवाराइलिया है, जो चारों ओर चाय के बागों से 
घिरा हुआ है ओर ठंडा पहाड़ी नगर है। कोल्ण्बो से जफ़ना 
जाने वालो रेल पर अनूधपुरा है, जो लंका का बड़ा अद्वुत नगर हैं। 
यहाँ बहुत से बोद्ध-मठ व विहार ओर स्नान करने के तालाबों के 
खँडहर हैं, जिनसे मालूम होता है कि शताबिदियों पहले यह बहुत बड़ा 
ओर चहल-पहल का नगर था और सम्यता का केन्द्र था। अब यह 
जाय: जनशून्य हैं ओर यहाँ चारों ओर घास फूँस उग आया है। 

ठयापार | सदि हम को यह ध्यान रहे कि लंका श्लेतिहर देश 
है, तो हमें उसका व्यापार भी सुगमतापूवेक सम में आ सकता है। 
यह दूसरे देशों को नरियछ, गोला ओर जटा, चाय, रबड़, कोको 
और मसाले भेजवा हे। ये सभो चीज़ें उसकी गरम धर जलवायु में 


लंका २१६ 


अलीभाँति पेदा होती हैं। ५० वष हुए इसकी मुख्य फ़सल कहवा 
थी, परन्तु १८८० ई० में पौधों को एक बीमारी हो गई जिससे थे नष्ट 
हो गये। बदले में लंका का टापू अन्य देशों से सूती कपड़ा, धातुएँ 
और खप्मी प्रकार के लोहे का सामान आदि वस्तुओं को लेता है, 
जो वहाँ ससतो तैयार या पैदा नहीं हो सकती हैं। जेसा हम 
पढ़ चुके हैं, बाहर से आने वालो वस्तुओं में कोयला मुख्य हे । 
मिट्टी अधिक उपजाऊ न होने के कारण टापू में उसके निवासियों 
के लिए यथेष्ठ चावल नहीं पेदा होता । घान पेदा करने की अपेक्षा 
पहाड़ियों पर चाय पेंदा करना ओर उसके बदले में विदेशां से 
चावल मोल लेना अधिक शखस्‍ता पड़ता है। इस प्रकार लंका 
भारतवर्ष ओर ब्रह्मा से बहुत सा चावल मंगाता है। 


३०. ८ ने ७४ . धय ९) हि ल्‍ 
जातियाँ, भाषाएं और घम । अधिकांश मनुष्य सिंहली 
हैं जिनकी नसों में आर्यों का रक्त है ओर जो संस्कृत से मिलत। ज्ुलती 
भाषा बोलते हैं। ऐसा खयाल किया जाता है कि अनेक शतादब्दियों 
पहले ये लोग उत्तरी भारत से यहाँ आये थे। इतिहास से पता लगता 
है कि भोतम बुद्ध के निर्वाण के पश्चात्‌ वे शीघ्र ही बौद्ध हो गये। 
भारतवर्ष के निकट होने के कारण लंका में बहुत से तामिल भाषा भाषो 
भी भिन्न प्रिन्न समयों पर पहुंच गये हैं। सब से पहले वे सिंहली 
राज्ञाओं को सहायता देने के लिये पहुँचे थे और उन्होंने उनको 
वक्षिणी भारत के से तालाबों कों बनाना सिखाया। बाद को 
थे लोग टापू के अत्तरी भाग में आक्रमण करने वालों के रुप में पहुँचे, 
ओर वहाँ वे बस गये । आजकल वे हज़ारों की संख्या में चाय ओर 
रबड़ के बगाचों में काम करने के लिए ओर सड़क बनाने के लिप 
ऋुलियों फे रूप में पहुंचते हैं। उनका रक्त द्रविड़ है, ओर घमम हिन्दू 
हे। उन पुतेगाल वालों और डच लोगों को बहुत सो खन्‍्ताने भो हैं, 
जिन्होंने पहले यहाँ क़िले ओर समुद्ध-तट पर व्यापारिक स्थान बनाये | 


२२७० भारत-साम्राज्य ओर लंका 


आजकल सेकड़ों अंँग्रेज़ चाय ओर रबड़ के खेतों में काम करके, 
कोलम्बों में व्यापार करके ओर सरकारी नोकरी करके अपना पेट 
पालने हैं। पहाड़ी जंगलों में कुछ वेद लोग भी हैं। ऐसा विचार 
किया जाता है किये लोग टापू के मूल निवासी हैं। ये बिलकुल 
असभ्य हैं ओर शिकार करके अपना अपना पेट भरते हैं। भारतवष 
और ब्रह्मा की अन्य पहाड़ी जातियों को तरह ये भूत-प्रेतों की पूजा 
करते हैं | 

शासन । लंका का शासन भारत-साप्ताज्य के शासन से 
बिल्कुल भिन्न है। इसका शासन सम्राट के नाम से एक गवनेर 
और कॉौंलिल द्वारा होता है। शासन का कारये सुगम करने के हेतु 
टापू नो प्रान्तों में बाँट दिया गया है। खन्‌ १८०२ ई० से लंका 
साम्राज्य का भाग हो गया है, जब डच लोगों ने इसे जावा के टापू के. 
बदले अँग्रेज़ों को दे दिया था | 


प्रशक्ष 

१--लंका का एक नक़शा खोंचो, जिसमें भारत के प्रायद्वीप से उसका सम्बन्ध 
दिश्ाओओ | 

२-लंका को स्थिति, आकार ओर प्राकृतिक बनावट दिखाओ | जलवायु 
झोर फ़सलों की दृष्टि से भारत के किस भाग से उसकी तुलना कर सकते हो ? 

३--अन्तर्राष्टीय व्यापार के लिए कोलम्बो की स्थिति क्या विशेष रूप 
से अच्छी है ? 

४-क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा प्रमाण है जिस से अनुमान किया जा सकता है 
कि कभी लंका भारत से जुड़ा हुआ था ? 


अध्याय १८ 


भारतवासियों का जीवन और उनके व्यवसाय (२! 


भारत-पाम्राज्य के निवासी किस प्रकार उदग- 
पोषण करते हें । हम पहले ही इस बात को पढ़ चुके हैं कि 


अधिकांश भारतवासी खेती से अपना पेट पालते हैं । 
वे धरती को जोतते हैं और उस में ऐसी फसल पेंदा करते हैं, जो 
वहाँ की जलवायु ओर मिट्टी के लिए अत्यन्त उपयुक्त हैं; वे गाय, भेंस 
ओर बकरियों को पालते हैं; वे जंगलों में लकड़ियाँ काटते हैं : 
जला कर उनका कोयला बनाते हैं, लाख ओर रेशम के कोये इकट्ठा 
करते हैं। हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष का प्रत्येक गाँव उसकी 
मिट्टी पर निभर है, अर्थात गाँववाले या तो खयं॑ उस मिट्टी को जोतते 
बोते हैं, या ऐसी वस्तुएँ बनाते हैं जिनकी आवश्यकता खेतों, चरागाहों 
ओर जंगलों में पड़ती है। इस प्रकार प्रत्येक गाँव में बढ़ई, छुहार 
ओर कुम्हार होते हैं। यह हिसाब लगाया गया है कि भारत- 
साम्राज्य में प्रत्येक दस मनुष्यों में से नो अपना जीवन-निर्वाह 
धरती द्वारा ही करते हैं । 

परन्तु इन कार्यो' के अलावा ओर भी व्यवसाय 
हैं, ज्ञो प्राय: प्रत्येक गाँव या नगर में पाये जाते हैं। बहुत से 
मनुष्य खूती कपड़ा बुनते हैं, ओर चर्खो' व कर्घों' द्वारा 'ऊन तथा 
शेशम कातते और बुनते हैं , लकड़ी पर नक्काशी करते हैं, ओर पीतल, 
ताँचा और चाँदी का काम करते हैं। चँकि प्रत्येक मनुष्य सूती कपड़ा 


२२२ भारत-साप्तराज्य और लंका 


पहनता है, इसलिए इसको कर्घे पर बुनना और रंगना सदा छे 
भारतव्ष का मुख्य व्यवसाय रहा है। रेशम विशेषतया बंगाल, मैधूर 
ओर कश्मीर में काता थ बुना जाता है, क्योंकि देश के इन्हीं भागों में 
रेशम का कीड़ा पनपता है। लकड़ी और धातु का काम भारतवष 
और ब्रह्मा के सभी भागों में किया जाता है। जो भारतीय ग्रेट ब्रिटेन 
जाते हैं उन्हें यह जान कर आश्चय होता है कि वहाँ प्रायः प्रत्येक 
घर में कोई न कोई ऐसी छुन्दर वस्तु मिलती है जो घहाँ भारतवर्ष 
या ब्रह्मा से गई है--जेसे रेशमी कपड़ा, कारचोबी का काम, हाथीदाँत 
या छकड़ी की वस्तुएं, चन्दन के बकस, बाँस व सींग के खिलोने, और 
ताँबा, चाँदी तथा पीतल के गहने। मदूरा, बनारस और जयपुर 
पीतल, ताँबा ओर चाँदी के काम के लिये प्रसिद्ध हैं। इन सब कामों 
के लिए घातुएं विदेशों से मंंगानी पड़ती हैं। 

अधिकांश सूबों में, विशेषकर बंगाल और मद्रास में, खाल को 
साफ कर के ओर कमा कर के चमड़ा बनाया जाता है। मद्रास के 
चमड़े के कारखाने भारतवर्ष में सब से अच्छे हैं। कानपुर अपने 
चमड़े के सामान, जैसे जूते, पेटियाँ और ज़ीन के लिए, प्रसिद्ध है । 
भेड़ों की ऊन भारत के केवल ठंडे भागों में ही अच्छी होती हे, जेसे 
हिमालय पवेत में | शाल, गलीने ओर कम्बल लाहोर, अमृतसर और 
श्रीनगर में बनाये जाते हैं। मलाबार तट पर जहाँ नारियल का पेड़ 
भली भाँति उगता है जटा से चटाइईयाँ बनाई जाती हैं, ओर सूखे 
गोले से तेल निकाला जाता है| 

इन व्यवसायों के अलावा जो भारतवषे में सेकड़ों वर्षों' से होते 
आ रहे हैं, और भी कई नये काम है जो भाप से चलने वाली मशीनों 
द्वारा किये जाते हैं । 


रुई के कारखाने | भारतवर्ष में सब से बड़ा शिह्प-कार्य 
कपास का सूत कातना और खूत का कपड़ा बुनना है। यों तो झई 


भारतवासियों का जीवन ओर उनके व्यवसाय २५३ 


पैदा करने वाले प्रत्येक ज़िले में ये कारज़ाने हैं, परन्तु उनमें से अधिकांश 
बस्बई नगर या बम्बई प्रदेश में हें। भारत की रूई इतनी अच्छी नहीं 
होती, जितनी अमेरिका की । इसलिए सब से बढ़िया रूई का कपड़ा, 
जो भारतवर्ष में पहना जाता है, इंगलिस्तान से आता हे जहाँ वह 
अप्रेरिका की रुई से तेयार किया जाता है । 

पाट के कारखाने । हम पढ़ चुके हैं कि गंगा के डेढटा के 
आसपास का देश पाट की उपज्ञ के लिए अत्यन्त उपयुक्त है। 
भारतवषे में सत्तर से अधिक पाट के कारखाने हैं। प्रायः वे सभी 
बंगाल में ही हैं, जहाँ कच्चा पाट पैदा होता है । उन में से बहुत से 
हुगली नदी के किनारे कलकत्ते के निकट हैं, जहाँ नाथों तथा डोंगियों 
द्वारा नदी के मार्ग से पाट का रेशा सुगमतापूर्वक लाया जाता है। 
वहाँ पाट को बुन कर बोरे और टाट तैयार किये जाते हैं। इन मिलों 
में प्रति वर्ष लम्बाई में इतना टाट तैयार होता हे कि वह पृथ्वी के 
चारों ओर तीन बार लपेटा जा सकता है। 

मशीनों से और भी कई प्रकार के काम होते हैं, किन्तु वे इतने 
महत्त्वशाली नहीं हैं। इस प्रकार बंगाल ओर मद्रास के चावल 
पैदा करने बाले ज़िलों में, रंगून में ओर अन्य कई बड़े नगरों में 
अनेक मिलों में चरावडल साफ किया ओर पीसा ज्ञाता हे। इसी 
प्रकार पंजाब, सिन्ध ओर संयुक्त प्रान्त के गेहूँ पेदा करने वाले ज़िलों 
में गेहँ का आटा पीसने वाली बहुत सी चक्षियाँ हैं। अन्य कारख़ानों 
में गन्ना कुचल कर रस निकाला जाता है। बहुत से कोल्ड बैलों द्वारा 
चलाये जांते हैं, और उन गाँवों में हैं जहाँ गन्ना पेदा द्वोता है । 
आसाम, दारजिलिंग और नोलगिरि तथा त्रावनकोर की पहाड़ियों 
के चाय के बगीचों में कारखाने हैं, जहाँ पत्तियाँ खुखा कर चाय 
तैयार की ज्ञाती है। मंगलोर में भीतर पेंदा होने वाली क़हवा विदेशों 
में भेजने से पहले डिब्बों में सावधानी से बंद की जाती है। रंगून, 


२२४ भारत-सामप्नराज्य ओर लंका 


कालीकट ओर हिमालय के निकट के नगरों में तख्ते चीरने के 
बड़े बड़े कारखाने ईज़िन द्वारा चलाये जाते हैं, ओर उन लकड़ी के 
लट्टों के तख्ने चीरे जाते हैं जो पहाड़ के जंगलों से नदियों में बहाये 
जाते हैं। लकड़ी का गूदा, जंगली घास और बाँस से कारखानों में 
काराज़ बनाया जाता है। ये कारखाने मुख्यतया बंगाल में हें। 
बस्बई, बरार, मध्य प्रदेश, मद्रास, संयुक्त प्रान्त और पंजाब के रुई 
पैदा करने वाले ज़िलों में रूए के पुतलीघर हैं, जहाँ रूई ओरी जाती है । 
ओर दबा कर कातने और बुनने वाले कारखानों को भेज दी जाती है। 
मलाबार तट पर बहुत से ई'टों ( टाइल ) के कारखाने है । ये मंगलोर 
की ईट चहाँ पेंदा होने वाली बहुत अच्छी मिट्टी की बनाई जाती हैं, 
जो सारे भारतवर्ष में इस्तेमाल की जाती हैं। रंगून के निकट सिरि- 
याम में इरावदी नदी द्वारा जहाज़ों में तेल छाया और साफ़ करके 
उसका पैट्रोल बनाया जाता है, ओर मोमबत्तियाँ, साबुन ओर वेसलीन 
तेयार किये जाते हैं । 

पैदानों की बड़ी नदियों पर ओर इराबदी तथा अन्य नदियों पर 
भी, अनेक मनुष्य मब्लाही करके या नावें बना कर अपना पेट पालते 
हैं। बग्बई ओर मद्रास प्रदेशों के सारे समुद्रतट पर नमक तैयार किया 
जाता है, और सारे ही तट पर मछुओं के गाँव बसे हुए हैं। बंदरगाहों 
पर बहुत से मह्लाह जहाज़ों ओर नावों पर माल उतारने व लादने का 
काम करते है । 


खनिज पदाथ | भारतचधे ओर ब्रह्मा के बड़े कारोबार के 
देश न होने का एक कारण यह भी है कि चिघ्तार के विचार से इन में 
अधिक खनिज पदार्थ नहीं मिलते । 

कोयला सब से अधिक उपयोगी खनिज पदार्थ है। पिछले 
चालीस वर्षो' में इसकी पैदावार इतनी बढ़ गई है “कि भारतवर्ष अपनी 


भारतवासियों का जीवन ओर उनके व्यवसाय २२५ 


आवश्यकताओं को स्वयं पूरो कर सकता है। अभमाग्यवश यद्द बहुत 
थोड़े स्थानों में मिलता है। ६० प्रति शत कोयला रानीगंज, रूरिया 
और गिरीडीह की खानों से मिलता है, जो बंगाल, बिहार ओर 
उड़ीसा में हैं। थोड़ा सा कोयला हेद्राबाद रियासत में सिंहरेनो में 
मिलता है। 


लोहा भारतवर्ष के अनेक भागों में मिलता है, परन्तु लोदे 
की खान बहुत कम स्थानों में हें। इन में से मुख्य बंगाल ओर 
बिहार के खूबों में हैं। यहाँ के लोदे के डलों में अधिक धातु होती है, 
ओर ये कोयले की खानों के निकट मिलते हैं जिससे इनके गलाने में 
अधिक व्यय नहीं पड़ता | द्वाल में बिहार और डड़ीसा में नई लोहे की 
खानों का पता चला हे, ओर ऐसा बिचार किया जाता है कि इन 
खानों में अमेरिका की खानों से अधिक लोहा होगा । जमशेदपुर में 
टाटा के कारखाने में कच्चा लोहा गलाया जाता है, ओर उसका इस्पात 
तेयार किया जाता है। अभी हाल में रंगून के पूर्व में लोहे को खान 
प्रिला हैं। कहा जाता है कि यहाँ के डलों में लोहे का परिमाण 
अधिक है। 


नमक प्रत्येक मनुष्य खाता है, ओर यह कुछ चीज़ों के बनाने 
में भी काम आता है। (१) मद्रास ओर बम्बई के तटों के स्थानों पर 
यह समुद्र के पानी को भाप बना कर निकाला जाता है। (२) जयपुर 
राज्य में साँमर कील से ओर संयुक्त प्रान्त, राजपूताना तथा कच्छ 
में नमकीन पानी के गड़ों से नमक निकाला जाता है। (३) पंजाब 
में नमक के पहाड़ से नमक के डले खोदे जाते है, जहाँ ८ मील लस्बी 
ओर १,००० फूट मोटो खच्छ नमक की चट्टान है| 

सोना । इस को सब से बड़ी खाने मेसूर राज्य में कोलर में 
हैं। यहाँ क्या सोना कड़ी चद्दानों में बहुत नीचे मिलता है। ये चट्टान 


७४, ।. 0.--१६ 


२२६ भारत-साम्नाज्य और टंका 


पानी के बल से तोड़ कर ऊपर लाई जाती हैं। हेद्राबाद रियासत में 
उसी प्रकार की चट्टानों में कई ओर छोटी खान हैं। 

ताँबा । यह धातु थोड़ी सी दक्षिण भारत, राजपूताना और 
अन्य स्थानों में पाई ज्ञाती है, परन्तु कोई खान बड़ी नहीं हे। 
भारतवण्े में बहुत सा ताँबा वर्तन आदि बनाने के काम आता है, 
जो अन्य देशों से मंगाया जाता है । 

भुड़भड़ । भारतवधे की भुड़भुड़ की खानें संसार भर में 
सब से अच्छी हैं, ओर अन्य किसी देश की अपेक्षा यहाँ अधिक 
भुड़भुड़ मिलता है। यह विशेषकर विहार ओर उड़ीसा में तथा 
मद्रास में नेलोर के निकट मिलता है। विद्युत और ताप का उत्तम 
अचालक होने के कारण यह भट्टी की खिड़कियों, लेम्पों ओर बिज्ञली 
को मशीनों के बनाने के काम आता है। 

प्रम्बेगो पेन्सिलों के बनाने के काम आता है, ओर अधिकतर 
लंका की खानों मेँ मिलता हे। थोड़ा सा त्रावनकोर में भी 
मिलता है । | 

मिट्टी का तेल। भारत-साप्नाज्य में मिलने वाले मिट्टी 
के तेल का ६० प्रति शत भाग इरावदी की घाटी के तेल के सोतों से 
मिलता है। कुछ तेल के कुए ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में ओर सिन्ध 
नदी के तट पर अटक के निकट भी हैं। 


सीसा, चाँदी * जस्ता ओर टोन | भारतवषे में कई 
स्थानों में सीसा मिलता हे। पहले यह अधिक परिमाण में मिला 
करता था, परन्तु यहाँ की खानों से निकालने के बदले उसको बाहर 
से मंगाना सस्ता पड़ता है। हाल में कच्चे सीसे की खान मालुम 
की गई हैं, ओर अपर श्रह्मा में बोड़विन की खानों से अब सीसा 
निकाला जाता है। इन खानों से बहुत सी चाँदी ओर थोड़ा सा 


भारतवासियों का जीवन ओर उनके व्यवसाय २२७ 


जस्ता भो मिलता है। अग्य देशों की अपेक्षा भारतवषे में सब से 
अधिक चांदो प्रयोग में आती है। परन्तु सिवाय उस थोड़ी सी चाँदी 
के जो बोडविन की क्षान से निकालो जाती हे अन्य सारी चाँद! 
विदेशों ले आती है। ब्रह्मा उन थोड़े से देशों में से एक हे जिन में: 
टीन पाई जाती है। तनासरिम योमा पर होने वाली मानसून की. 
वर्षा उसे नदियों में और समुद्र में बहा देती है, जहाँ से वह बाहर, 
निक्राल लो जाती है | 
सार भर में सब से अधिक मेड़्नीज़ भारतवर्ष में मिलती है £* 

इसका अधिकांश भाग योरुप भेजा जाता है, जहाँ वह ओज़ 
इस्पात कड़ा करने के काम आता हे। सब से अच्छी खान 
प्रदेश में हैं । 

मोनेज्ञाइट एक ऐसी धातु हैं, जो बहुत कम मिलती है ओर 
जो टेस्पों के 'मेंदिड' बनाने के काम आती है। यह शब्रावनकोर 
राज्य के तट पर रेत में पाया जाता है। | 


चिकनी मिद्री, बालू ओर चुना । बेन ओर ईंटें बनाने 
की मामूली चिकनी मिट्टी प्रायः सभी भागों में मिलती हैं, परन्तु 
विशेषकर नदियों की घाटियों में पाई जाती है। वह खच्छ रेत 
जिस से शीशा बनता है केवल थोड़े से ही खानों में पाया ज्ञाता है । 
चूना-का-पत्थर जलाने से चूना मिलता है, जो पठार की चट्टानों में 
पाया जाता है। नदियों की घारियों में कंकड़ के डले खोदे जाते 
हैं, ओर समुद्गरतट पर चूना बनाने के लिए घोंघे जलाये जाते है। 

इमारती पत्थर । देश में अनेक प्रकार के इमारती पत्थर 
निकाले जाते हैं। दक्षिण भारत का कड़ा 'प्रेनाइट' अत्युक्तम पत्थर 
होता है। यहाँ प्रत्येक गाँव ओर नगर में इस पत्थर के बने हुए 
मन्दिर देख पड़ते हैं, जो सेकड़ों घष हो जाने पर भी नहीं नष्ट हुए है । 


र्‌ 


२२८ भारत-साप्राज्य ओर लेका 


संगमरमर की मुख्य खानें अरावलो की पहाड़ियों में हें। देहली, 
आगरा ओर लाहोर में संगमरमर के बने हुए विशाल महल, क़त्रें ओर 
मसज़िद हैं। इनमें सब से बढ़िया इमारत आगरे का ताजमहल है, जो 
स्वच्छ सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। परन्तु अधिकतर 
साधारण पत्थर काम में लाया जाता है, जो बहुत बड़े परिमाण में 
पठार के उत्तरी भाग में मिलता है। संयुक्त प्रान्त की प्रायः प्रत्येक 
प्रसिद्ध इमारत इस पत्थर की बनी हुई है । 


३ । 


१-भारत की कुछ पुरानी हाथ की कारीगरियों का वणन करो । इस देश 
के मुख्य बड़े बड़े व्यवसाय कोन कोन से हैं, ओर प्रत्येक कहाँ पाया जाता है ? 

२--भारत-साम्राज्य के प्रधान खनिञ्ञ कोन कोन से हैं, ओर ये किम 
किन स्थानों पर निकाले जाते हैं ? प्रत्येक किस काम आता है ९ 


अध्याय १६ 


भारतवासियों का जीवन ओर उनके व्यवसाय (२) 


व्यापार 


भारतथषे, ब्रह्मा ओर लंका में बहुत से मनुष्य ऐसे भी हैं जो फसल 
पैदा करके, या पशुओं को चरा कर, या अपने हाथों अथवा मशीनों 
द्वारा चीजें बना कर अपना पेट नहीं पालते हैं। परन्तु थे देश के 
एक भाग से दूसरे भाग को या अपने देश से संसार के अन्य देशों 
को माल भेज कर जीवन-निर्वाह करते हैं। हम पढ़ चुफे हैं कि 
भारतवर्ष और ब्रह्मा की मुख्य नदियाँ, रेले, सड़क, नहर ओर बन्द्र 
कहाँ हैं, ओर हम जानते हैं कि वे माल ले जाने फे काम आते है। 
प्रत्येक देश में दो प्रकार का व्यापार होता है--घरेत्टू व्यापार ओर 
विदेशी व्यापार । 

लोग माल को अदला-बद॒ली तब तक नहीं करते जब तक ये 
यह नहीं सोच लेते कि उनको कुछ लाभ होगा, ओर लाभ की आशा 
ही से ध्यापार किया जाता है। गाँव के बाज़ार में भी कुछ ऐसी 
वस्तुएँ मिलती हैं जो न वहाँ पैदा होती हैं ओर न उसके आसपास 
बनाई जाती हैं, जेसे नमक, मिट्टी का तेल ओर दियासलाई। विदेशों 
से या भारतवध के अन्य भागों से आने वाले माल के बदले दूसरा माल 
भेजा जाता है। सारे संसार में ऐसा ही होता है। प्रत्येक देश 
डन फसलों को ओर फलों को ज्ञो वह बहुत अच्छी तरह पेदा कर 
सकता है, उस कोयला ओर लोहा या चाँदी को जो उसकी खानों 
से निकाले जाते हैं ओर उन वस्तुओं को जिन्हें चह बड़ी सुगमता से 
बना सकता है, बाहर भेजता है । बदले में उसे अन्य देशों से वे चस्तुपँ 


२३० भारत-साप्राज्य ओर लंका 


मिलती हैं. जिन्हें वे देश आसानी से बना सकते हैं, वे खनिज पदार्थ 
जो उनकी खानों से निकलते हैं ओर वे फल तथा फ़सल जो वे पैदा 
करते हैं। जिस देश को दूसरे देशों की आवश्यकता के अनुसार 
जितनी अधिक चीजों बेचनी पड़ती हैं उतनी ही अधिक वह मोल ले 
सकता है । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से उन देशों के मनुष्य धनवान 
हो जाते हैं, न कि नि्धन। उत्तम सड़क, अधिक रेलें ओर बड़े 
तथा तेज्ञ जहाज़ बनाने से जितनी सुगमतापूथेंक और कम व्यय पर 
माल एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाया जा सकता है, उतने ही 
वेग से व्यापार बढ़ता है। बिना उस व्यापार के जो भारतच्ष दूसरे 
देशों से करता है भारतचर्ष बहुत निर्धन देश हो जायगा। 


भारतवष ओर ब्रह्मा का व्यापार ( विशेषकर 


ब्रिटिश साम्राज्य से )। यदि हम को यह बात याद है कि 
भारतवब ओर ब्रह्मा किस ढंग के देश हैं तो हम आसानी से बता 
सकते हैं कि ये संसार के दोष भाग से किस प्रकार का व्यापार 
करते हैं। ये खेतिहर देश हैं, और इन में न तो बहुत सी खान ही 
हैं और न यहाँ का शिल्प ही बढ़ा-चढ़ा है। इसलिए ये अपने खेतों 
और जंगलों की फ़सलें ओर अपनी चरागाहों की उपज को बाहर 
भेजते हैं, और उनके बदले में वे माल लेते हैं जो या तो दूसरे देश 
खुगमतापू्वंक बना सकते हैं, अथवा जो यहाँ कठिनाई से बनाये 
जाते हें । 


बाहर जाने वाली चीक़ें 


खेतों ओर बागों से । भारत-साप्राज्य से बाहर जाने 
वाले मुख्य अन्न गेहूं ओर चावल हैं। पंजाब और उत्तरी भारत से 
बढ़े बड़े जद्ाज़ों में भर कर गेहूँ कराँची और बम्बई से भेजा जाता 


भारतवासियों का जीवन ओर उनके व्यवसाय २३१ 


है। यह पमुख्यकर इगलिस्तान को भेज्ञा जाता है, जहाँ प्रत्येक 
मनुष्य हर एक भोजन के समय गेहूं के आटे की रोटी खाता है। 
ब्रह्मा, बंगाल ओर, मद्रास के बन्द्रगाहों से बहुत बड़े परिमाण में 
चावल इंगलिस्तान, लूंका, स्ट्रेट्स सेटिलमैंट्स ओर मोरिशस टापू 
को भेजा जाता है। हिन्दुस्तानी मज़दूर ( भ्रमजीवी ) जहाँ कहीं 
बाहर जाते हैं, उनके पीछे पीछे चाचरू भी चलता है। ब्रह्मा से 
चावल भरे हुए जहाज़ चीन, जापान और पूर्वी अफ्रीका जेसे चाचल 
खाने वाले देशों को जाते हैं। 

लंका और स्ट्रेट्स सैटिलमेंट्स उन बहुत से मसालों को मंगाते 
हैं, ज्ञो हिन्दुस्तानी कुली दाल तरकारी में डालते हैं जो वहाँ 
चाय के उपकनों ओर रबड़ के खेतों में काम करने के लिए गये हुए 
हैं। परन्तु सब से अधिक काम के तिलहन, जैसे अंडी, मूँगफली, 
अलसी, सरसों ओर तिल इंगलिस्तान को जाते हैं, जहाँ या तो इन को 
मनुष्य और पशु छाते हैं या अन्य रूप से प्रयोग करते हैं । 

ब्रिटिश साम्राज्य के प्रायः सारे ही अश्नेज्ञीमाषा भाषी मनुष्य 
दिन में दो बार चाय पीते हें। अमेरिका ओर योरुप के लोग प्रति 
ब्ष चाय का अधिकाधिक प्रयोग कर रहे हैं। भारत ओर हरूंका 
इस चाय को भेजते हैं। कलकत्ते से आखाम की, मद्रास ओर 
कालीकट से नीलगिरि और पश्चिमी घाट की, ओर कोलम्बों से 
लंका की पहाड़ियों की चाय बाहर भेजी जाती है। पश्चिमी घाट 
की कहवा ब्रिटेन ओर आस्ट्रेलिया को भेजी जाती है, विशेषकर 
मंगछोर से । कुछ तम्बाकू इईँगलेंड को भेजी जाती है और हिन्दुस्तान 
तथा ब्रह्मा की सिगरेट स्ट्रेट्स सेटिलमेंट्स को जाती हैं। 

इल अन्न की फसलों के अतिरिक्त भारत-साम्नाज्य रेशे बाहर 
भेजता है, जेसे कपास और पाट। रुई ईग्लेंड को भेजी जाती है 
जो खंसार भर में सब से बड़ा सूती कपड़ा तेयार करने बाला देश 


२३२ भारत-साप्लाज्य ओर लंका 


है। उसे ले जाने फे लिए दवांगकांग ओर ज्ञापान के जह्दाज़ आते हैं। 
कह्चा पाट बहुत बड़े परिमाण में भेजा जाता है। यह बंगाल में 
पैदा होता हे और रुकाटलूड के डंडी नगर को भेजा जाता है, जहाँ 
उसकी किरमिय ओर फ़शे बनते हैं। भारतवर्ष से बाहर जाने 
वाला प्रायः सारा ही सन श्रेट ब्रिटेन ले लेता है, जहाँ उसकी रस्सियाँ 
बटी जाती हैं। मलाबार तट से नारियल की जटाएँ भी बहुत बड़े 
परिमाण में इसी देश को भेजी जाती हैं । 

चरागाहों से। भारतवएं में गाय, भेंस, बकरी और भेड़ों का 
विशाल सम्ृह है। इसलिए यहाँ से ब्रिटेन ओर योरुप को बहुत सी 
खाल ओर चमड़े भेजे जाते हें, विशेषकर बंगाल ओर मद्रास से । 
योरुप में प्रत्येक मनुष्य जूते पहनता है। उत्तरी मारत का कपास 
ब्रिटेन को भेजा ज्ञाता है, जहाँ उसे कात कर कपड़ा बुना जाता है। 

जंगलों से ॥ लकड़ी विशेषकर ब्रिटेन को जाती हैे। 
सागोन ओर चन्दन की रूकड़ी अधिक परिमाण में भेजी जाती हे । 
अधिकांश सागोन ब्रह्मा से जाती है क्योंकि यहाँ की लकड़ी संखार में 
सब से उत्तम होती है, परन्तु थोड़ी सी कालीकट से भी बाहर भेजी 
जाती है। चन्दन की लकड़ी जो मैसूर राज्य में पेदा होती है 
मद्रास के बन्द्रगाहों से भेजी जाती हैं। जितनी कच्ची रबड़ 
भारत-साप्ताज्य से प्रिटेन को भेजी जाती है उस में से आधी मद्रास 
प्रदेश से और आधी ब्रह्मा से जाती हे। जब रबड़ के नये बाग 
लग जायेंगे तो यह अधिक परिमाण में बाहर भेजी जायगी। एक 
प्रकार का रंग जिसे कच्छ कहते हैं ब्रह्मा से भेजा जाता है; ओर 
लाख जिस से रोगन' तेयार किया जाता है, कलकत्ते से भेजी जाती है। 


खानों से । कोयला। बंगाल का कोयला योरुप नहीं भेजा 
जाता फ्पोंकि वहाँ अच्छी खानें हैं, परन्तु वद्द मद्रास, कोलस्बो, पिनांग 


भारत वासियों का जीवन ओर उनके व्यवसाय 


रा 





खाक. 


श् 


ईइ 


२३७ भारत-सापघ्राज्य और लूंका 


ओर सिंहपुर, रंगून और अदन जैसे बन्द्रगाहों को जहाज़ों के लिए 
भेजा जाता है। रंगून से बहुत सा तेल उन जहाज़ों के इस्तेमाल के . 
लिए जाता है जो कोयले के ध्यान पर तेल जलाते हैं। ब्रह्मा की 
अधिकांश टीन लिंहपुर को भेजी जाती है, जहाँ वह योरुप जाने से 
पहले गला कर साफ़ की जाती है। हिन्दुस्तानी मेंगनीज़ का 
अधिकांश भाग कलकत्ता व बम्बई से इगलेंड को भेजा जाता है। 
बंगाल ओर मद्दास से भुड़भुड़ भेज्ञा जाता है । 


कारखानों से। सूती कपड़ा और पाट का सामान । 
आजकल एशिया का सूती धागा और कपड़ा बुनने का प्रुख्य केन्द्र 
बम्बई है ओर यहाँ से ये चीज़ें हिन्द महासागर ओर पूबे के तटों के 
बन्द्रगाहों को भेजी जाता हैं। छूत बहुत बड़े परिमाण में 
हांगकांग को भेजा जाता है, जहाँ चोनी करघों में उसका कपड़ा बुना 
जाता है। यहाँ फे कारखानों से अनेक प्रकार के कपड़े भी लंका, 
अदन, मिस्त्र, पूर्वी अफ्रीका ओर आस्ट्रेलिया को भेजे जाते हैं । 

कलकत्ता सारे संसार के लिए टाट बनाता हैं। वह पाट को 
धागा बुनता है ओर बाहर भेजता है, ओर बहुत सी किरमिच भी 
बुन कर बाहर भेजता हे। परन्तु यहाँ से मुख्यतया बोरे बाहर भेजे 
जाते हैं। ये संसार फे सभी भागों को भेजे जाते हैं । 


भीतर आने वाला माल 


जो चस्तुएँ भारत-साप्नाज्य अन्य देशों को भेजता है उनके बदले में 
उसे क्या मिलता हे? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम को तीन 
बातें याद रखनी चाहिण। प्रथम तो, इस देश की जनसंख्या अन्य 
किसी देश से अधिक है। दूसरे यहाँ के लोग मुख्यकर धरती को 
जोत कर ओर पशुओं को पाल कर उदर-पोषण करते हैं। तीसरे, 


भारतवासियों का जीवन ओर उनके व्यवसाय २३५ 


कपास ओर पाद को कातने ओर बुनने के अतिरिक्त यहाँ बहुत कम 
काम फारखानों में होता है। ये दोनों पोधे भारतवर्ष में उगते हैं। 
अधिक जनसंख्या होने के कारण हम को यह आशा हो सकती है कि 
यहाँ बहुत से छाद्य पदार्थ विदेशों से आते होंगे। कल-कारखानों के 
द्वारा बहुत कम काम होने के कारण इस देश में अन्य देशों से अधिक 
कच्चा माल नहीं आता। परन्तु यह तो अवश्य है ही कि इस बड़ी 
जनसंख्या के लिए बाहर से बना हुआ माल बहुत आता होगा। 
अब हम इन तीनों प्रकार के भीतर आने वाले माल का एक एक कर के 
वर्णन करंगे। 
( ३ में 
१-खाद्य पदाथ ओर तम्बाकू । भारतवर्ष और ब्रह्मा में 
वे सारे ही अन्न पैदा होते हैं जो भारतवर्ष और ब्रह्मा के प्रधान भोजन 
हैं, जेसे चाचल जौ, ज्वार, बाज़रा, दाल, चना और गेह । परन्तु 
करोड़ों आदमियों को पेट भरना है। कुछ लोग इस प्रकार के पदार्थ 
खाते हें जो थे घर पर नहीं पैदा करते। अधिकांश मलुष्यों को 
भारतवर्ष ओर ब्रह्मा को आने वाले खाद्य पदार्थों से लदे हुए जहाज्ञों को 
देख कर आश्चर्य होगा। बिस्कुट, आटे के बने हुए पदार्थ, डिब्बों 
ओर बोतलों में बन्द किये हुए फल, जमा हुआ दूध, मुरब्बा, पनीर 
ओर कोको अधिक परिमाण में हमारे देश में आते हें। भारतवण् में ये 
बच्तुएं विशेषकर योख्यवालों के प्रयोग के लिए आती हैं। परब्तु 
हिन्दू ओर मुसलमान भी प्रति वष इनका अधिकाधिक प्रयोग कर 
रहे हैं। ब्रह्मा में जहाँ जाति-व्यवस्था नहीं है इस प्रकार के बहुत से 
पदार्थ खाये जाते हैं और ब्रह्मा अन्य सूबों की अपेक्षा अधिक भोजन 
मंगाता है। स्ट्रेट्स सेटिलमेंट्स ओर लंका से नारियल आते हैं। 
पिंड खजूर और छुटद्दारे बहुत बड़े परिमाण में कराँची ओर बम्बई को 
फ़ारस की खाड़ी के तट से लाये जाते हैं, जहाँ वे गरम ओर सूखी 
जलवायु में खत: उग आते हैं | 


२३६ भारत-साप्राज्य ओर लंका 


 शुकर । अन्य किसी देश की अपेक्षा भारतवर्ष और ब्रह्मा में 
अधिक ग॒ज्ना पेंदा होता है, ओर यहाँ हज़ारों खजूर के पेड़ हैं। परन्तु 
बहुत सी शकर बाहर से मंगानी पड़ती है। ब्रिटिश सामप्नाज्य में 
प्राय: सारी ही पैदा होने वाली शकर मोरिशस के टापू ( मिर्च के 
देश ) से आती है। सामप्नाज्य के बाहर के देशों में से जावा हमारे 
देश को सब से अधिक शकर भेजता है। 
मसाले | जितने मसाले भारतवर्ष और ब्रह्मा से वाहर जाते है 
उस से ठुगुने यहाँ आते हैं। हम में से निर्धन से निधेन मनुष्य चावल, 
दाल या ततरकारी में उन्हें खादिष्ट करने के लिए मसाले डालते है । 
जंज़ीबार से छोंग ओर स्ट्रेट्स सेटिलमेंट्स से काली मिच्ेें ओर 
जायफल अधिक परिमाण में आतो हें। नमक तक भी इंग्टेड से 
आता है। 
तम्बाकू । करोड़ों सिगरट प्रति वष इस देश में आती हैं। 
ये विशेषकर इंग्लेंड से मँगाई जाती हैं, जहाँ वे अमेरिका में पेदा 
होने वाली तम्बाफू से तेयार की जाती हैं। मिस्त्र से बढ़िया सिगरटें 
आती हैं । 
२--कच्चा साल । भारतवष कारबार का देश नहीं हे 
इसलिए यहाँ कच्चे माल की अधिक परिमाण में आवश्यकता नहीं 
है। परन्तु एक या दो को याद रखना आवश्यक है। तेल 
सब से अधिक आवश्यक हे, विशेषकर मिट्टी का तेल जो प्रत्येक 
रात को करोड़ों लैम्पों में प्रयोग किया जाता है। ब्रह्मा में तेल के 
सोते हैं, इसलिए वहाँ विदेशों से तेल मँगाने की आवश्यकता नहीं 
पड़ती। भारतव्षे में, अमेरिका के संयुक्तराज्यों से, डच लोगों के अधीन 
बोनियो के भाग से और रंगून से मिट्टी का तेल आता है। रेलों ओर 
जहाज़ों के प्रयोग के लिए कोयला भी मँगाया जाता है। बंगाल 


भारतवासियों का जीवन ओर उनके व्यवसाय २३७ 


की कोयले की खाने काफ़ी कोयला नहीं दे सकतीं, ओर रेल द्वारा 
भारत के अन्य भागों को इसे भेजने में व्यय भी अधिक पड़ता है। 
भारतीय बन्दरों में जहाज़ों के लिएः और देश के भीतरी भागों में 
भेजने के लिए कुछ कोयला इंग्लेड, नेटाल ओर न्यू साउथ वेल्स 
की खानों से आता है । 

लकड़ी । ब्रह्मा अपनी और भारतवर्ष दोनों की सागौन की 
आवश्यकताएं पूरी करता हे। चीड़ की ऊकड़ी जो मुलायम होती 
है ओर आसानी से छीली ज्ञा सकती हैं, कनाडा और स्वीडन से 
आती है। कच्चा रेशम चीन से आता है, और कच्चा ऊन आस्ट्रेलिया 
की चर-भूमि से आता है। 


३-बना हुआ माल | भीतर आने वाले माल में इन की 
संख्या सब से अधिक हे । 


सूती, ऊनी ओर रेशमी माल । भारतीय मिलों में 
हमारी आवश्यकताभथों के लिए काफ़ी कपड़ा नहीं तेयार किया जाता 
है। बहुत सा सूती धागा इँग्लेंड से आता है, जिस से यहाँ करों 
द्वारा कपड़ा तेयार किया जाता है; सीने का खूती डोरा भी यहाँ 
बहुत आता है। इग्लंड में कई प्रकार के बढ़िया खूती कपड़े बुने 
जाते हें जिन्हें हम प्रयोग में लाते हैं। ब्रिटेन से कुछ ऊनी धागा 
ओर कपड़ा भी हम मंगाते हैं। फ़ारस हमारे लिए फ़शे भेजता है। 
रेशमी डोरा जापान ओर इटैली से आता है। चीन ओर जापान 
रेशमी कपड़ा भेजते हैं। लकड़ी फे गूदे से तेयार किया गया बहुत 
सा कृत्रिम रेशमो कपड़ा अब इंग्लेड और इटेली से आता है। थोड़ा 
सा रेशम बम्बई में बुना जाता है | 

मशीनें । भारत-साप्नाज्य में भारतीय लोहे से अभी तक 
बहुत कम मशीनें तेयार होती हैं। हमारी आवश्यकताओं के लिप 


२३८ भारत-साम्नराज्य ओर लंका 


अधिकतर मशीनें बाहर से आती हैं, ओर बे प्रायः, ग्रेट ब्रिटेन से मगाई 
जाती हैं। बंगाल के पाट के कारखानों में, बम्बई, मद्रास ओर 
कानपुर के पुतलीघरों में, रंगून के चावल के कारखानों में, तथा 
संयुक्त प्रान्त ओर पंजाब की पनचक्षियों में इस्तेमाल होने वाले 
इंज्ञिन और वायलर ; लोहा, कोयछा ओर सोने की श्वानों में काम 
आने वाली मशीनें ; नदियों पर चलने वाले जहाज़ों के इंजिन, चाय 
तेयार करने की, लकड़ी चीरने की, काग़ज़ बनाने की ओर बड़े नगरों 
में पुस्तकों तथा समाचार-पत्रों के छापने की प्राय: सभी मशीनें 
ब्रिटेन की बनी हुई हैं, और वहीं से वे यहाँ भेजी गई हैं। सेकड़ों 
मोटदरकार ओर हज़ारों बाइसिकर्ले हमारे देश में मँगाई जाती हैं। 
प्रति वर्ष अधिकाधिक मशीनें भारतवषे में मंगाई ज्ञाती हैं ओर यह 
इस बात का पक्का प्रमाण है कि यहाँ के मनुष्य प्रति वष अधिक माल 
बनाते हैं ओर धनवान होते जाते हें। 

रेल की मशीनें । मारतव्ष ओर ब्रह्मा की रेल को लाइनों 
पर हज़ारों इंजिन ओर रेल के चोपहिये दोड़ा करते हें। इन में से 
कुछ तो भारतवष में उन लोहे की चदरों से बनाये गये हैं जो श्रेट 
ब्रिटेन में तेयार की गई हैं। इन लम्बी लाइनों पर प्राय: प्रत्येक रेल 
की पटरो इँगलेंड से लाई गई हे। फिर उन इस्पात के बने हुण सभी 
प्रकार के करोड़ों औज्ञारों का विचार करो जो प्रति दिन काम में 
आते हैं। ये प्रायः सभी बरमिंगम ओर शेफीद्ड के कारखानों में 
तैयार होते हैं। 

घातुए ॥ टोन चढ़ा हुआ लोहा, जछत चढ़ी हुई लोहे की चदरें, 
रेल की पटरियाँ, पेच, गाडर, नल, तार, बतेन बनाने के लिए पीतल 
ताबाँ ओर चांदी, ओर सिक्कों के लिए राँगा--ये सभी बस्तुएँ 
मारतवषे में बाहर से आती हैं । 


भारतवासियों का जीवन ओर उनके व्यवसाय २३६ 


शशा । छेग्प और चिमनियाँ जो घरों में इस्तेमाल होती हैं, 
ओर चूड़ियाँ तथा शीशे के मनके जिन्हें लाखों स्थियाँ ओर बच्े 
पहनते हैं, आस्ट्रिया से आया करते थे। परन्तु लड़ाई के पश्चात्‌ 
ये चीज़ हम जापान से मंगाते हें । 

घोड़े त्प्र प्रोर टेट । भारत-सरकार फ़ोॉज़ के लिए बहुत से 
घोड़े आस्ट्रेलिया से मंगाती हे। फारस की ख्ताड़ी से बम्बई ओर 
कराँची को टट्दू भेजे जाते हैं । 

तटीय व्यापार । भारतवष, ब्रह्मा ऑर लंका के ठटों के 
किनारे किनारे बहुत सा समुद्री व्यापार भारतवासियों के ही जहाज़ों 
ओर स्टीमरों द्वारा होता है। ये जहाज उन छोटे बन्दरगाहों से माल 
इकट्ठा करते हें जहाँ बड़े जहाज़ों के लिए बन्द्र नहीं हैं, ओर उन्हें 
कलकत्ता, बम्बई, कर्रांचो, मद्रास, रंगून ओर कोल्म्बों को पहुंचाते हैं। 
यह॒ तटीय व्यापार मद्रास प्रदेश के तट पर बहुत होता है, क्योंकि 
यहाँ छोटे छोटे बंद्रगाह बहुत हैं । इस प्रकार का व्यापार तूतीकोरन 
ओर कोलमस्बो के बीच में, तथा पश्चिमी तट के बन्द्रगाहों ओर 
बम्बई के बीच में बारहों महीने रहता है। पश्चिमी तट के बन्द्रों में 
तथा उत्तर की ओर कराँची और फ़ारस की खाड़ी को बस्बई से 
उसके कारखानों का बना हुआ सूती माल भेजा जाता हे। बसरा 
और फ़ारस की खाड़ी के बन्द्रगाहों से तटीय यात्रा करने वाले 
जहाज़ बदले में खजूर, ऊन, फ़श ओर कुछ टट्टू लाते हैं। कलकत्ते से 
रानीगंज का कोयला मद्रास, रंगून और कोलम्बो को उन के बन्दरों में 
सड़े होने चाले जहाज़ों के लिए, ओर भारतवर्ष और ब्रह्मा के तटीय 
बन्द्रगाहों को बोरे भेजे जाते हें। रंगून से कलकत्ता, मद्रास और 
बम्बई को पेद्रोल ओर मिट्टी का तेल, चावल तथा अन्य भारतीय 
बन्दरगाहों को सागौन की छकड़ी भेजी जाती हैं । 


२७० भारत-साम्राज्य ओर लंका 


सरहद का व्यापार । भारत-साप्राज्य की थल-सीमा पर 
ज्ञो पर्वत हैं, उन में बहुत कम दर्रे या अच्छी सड़कें हैं, ओर उन में से 
कुछ बड़े खतरनाक हैं। आज तक कोई रेल इन में हो कर नहीं बनाई 
गई ( केवल एुक रेल की लाइन बोलन दर्र में हो कर बलूचिस्तान में 
गई है)। इसलिए अफ़ग़ानिस्तान, तिब्बत, नेपाल, पश्चिमों चीन 
ओर श्याम से अभा तक बहुत कम व्यापार होता है। भारतवर्ष 
और ब्रह्मा से खूती माल, घातुएँ, ओज़ार, नमक, शकए ओर तम्बाकू 
बाहर जाती हैं, ओर उन देशों से कुछ ढोर, घोड़े, ऊन, फल, ओषधियाँ, 
ग़छोचे ओर रेशम आदि बस्तुएँ आतो हैं । उत्तर-पश्चिम में ऊँटों के 
काफिलों के रवाना होने का मुख्य स्थान शिकारपुर, फ्वेटा, मुल्तान 
ओर पेशावर है। शभ्रोनगर में एक ओर तो पंजाब के व्यापारिक माग 
मिलते हैं और दूसरी ओर उत्तरी कश्मीर ओर तिब्बत के । सिन्ध 
नदी की घाटी के ऊपरी भाग में लेह का नगर क़ाफ़िलों के उस मार्ग 
पर है जो कश्मीर से कराकोरम दर्र को पार कर के मध्य एशिया में 
उत्तरता है। यह उन व्यापारियों के मिलने का स्थान हे जो यहाँ 
अपने ऊन तथा गलीचों के बदले भारतवर्ष के गरम मेदानों की शकर 
ओर चावल लेने के लिए हफ्तों तक ठहरते हैं। जब दर्रे खुले 
रहते हैं ओर उनमें हिम नहीं रहता, तब लेह तम्बुओं, ऊंटों, याकों, 
खब्घरों, घोड़ों ओर अनेक भाषा तथा धर्मों के लोगों से भर जाता है । 
चीन ओर ब्रह्मा के बीच का बहुत खरा व्यापार भामू में हो कर गुज़रता 
है। यहाँ गइओं के काफिले इरावदी नदी पर चलने वाले स्टीमरों से 
मिलते हैं। बश्बई कराँची या कलकत्ता से आने-जाने चाछा एक ही 
बड़ा जहाज़ इतने माल को ले जाता है, जितना इन स्थानों से महीने 
भर में आता जाता है। भारत-सामप्नाज्य के व्यापारिक मार्ग थल-द्वार 
नहीं हैं, परन्तु ज़ल-दद्वार हैं । 


भारतवासियों का जीवन ओर उनके व्यवसाय २४१ 


प्रश्न । 

१--भारतवष का एक नक़शा खींचो जिसमें बम्बई, इलाहाबाद, कलकत्ता, 
लाहोर, कराँची, मद्रास, तूतीकोरन ओर मंगलोर को जोड़ने पाली रेलें दिखाओ। 
बह्मा के नक़शे पर मुख्य रेलें दिखाओ । 

२--“जब से रेलें बनी हैं बम्बई, कराँची ओर चट्गाँव का व्यापार बहुत बढ़ 
गया है! रूपष्ट रूप से समझाओं । ह 

३--एक देश के मनुष्य दूसरे देश के मनुष्यों से क्‍यों व्यापार करते हैं ? क्‍या 
भारतव॒ष को विदेशी व्यापार से लाभ होता है ! 

४-भारतबष, घह्मा व लंका से कौन कोन सी मुख्य फ़लल बाहर भेजी जाती 
हैं? क्या भारतवर्ष का बना हुआ माल भी बाहर भेजा जाता है ९ 

५-भारतवर्ष में जो मुख्य बना हुआ माल विदेशों से आता है उसकी सूचो 
बनाओ ! 

६ -वथ मुख्य देश कोन से हैं जिन से भारत-साम्राज्य थल द्वारा व्यापार करता है? 


3. ॥, 0". «->१06 


अध्याय २० 
समुद्र-तट को यात्रा (१) 


१--हम भारतवर्ष ओर लंका के तंटों की यात्रा कर के ओर उनके 
बन्‍्द्रगाहों की सेर करके उन के भूगोल का अध्ययन समाप्त करंगे । 
बन्द्रगाहों से हम रेल द्वारा भीतर के अन्य नगरों की भी यात्रा कर 
सकते हैं। मान लो हम कराची से चलते हैं, जो बहुत दूर उत्तरी- 
पश्चिमी तट पर है। नगर की किसी उंत्ची इमारत की छत से 
बहुत दूर पश्चिम की ओर वे पहाड़ियाँ कुछ कुछ घुंधली दिखाई 
देती हैं जो भारतवर्ष को वलुचिस्तान कों अलग करती हैं। चारों 
ओर की हेष भूमि बहुत चौरस हे, क्योंकि कराँची सिन्ध के बड़े 
मैदान के सब से निचले भाग पर छ्यित हे। धरती का अधिकांश 
भाग उज़ाड़ ओर रेतीला है और हम को बहुत कम पेड़ और फसलें 
दिलाई देती हैं, क्यों कि भारतवष के इस भाग में बहुत कम वर्षा 
होती है । 

हम पहले ही पढ़ चुके हैं ( अध्याय १० ) कि कराँची इतना बड़ा 
ओर चहल-पहल का नगर क्यों हो गया। हमारा जहाज उत्तम 
गहरे बन्द्र में पड़ा हुआ है। निकट ही ओर बहुत से जहाज हैं। 
कुछ तट पर थ्थिित तालाबों में नलों द्वारा तेल उँडेल रहे हैं। वे इसे 
इंग्लेण्ड से लाये दे और यह देश फे भीतरी भागों में भेजा जायगा | 
कुछ अन्य जहाज्ञों से तट पर क्रनों की सहायता से सूती कपड़े की 
गाँठें, सभी प्रकार की मशीनें, लोहे का सामान ओर ओज़ार 
उतारे जा रहे हैं। ये वस्तुएं उस रेल द्वारा जो सिन्ध नदी को 
घाटी में हो कर जाती है भेजी जायंगी, और हैदराबाद, लाहोर, 


२७४३ 


तथ की यात्रा 


द्र्‌ 





| ७६ % >2०७४-:]|2%--॥2)॥३७ 3५: ६।७७ जे 


आकर+ रूप खत + बरी 
न्‍का37२ कर अमर #फिकलसजा भा «४ 


३ कल की ०००३० मकर 2७ :००4#- गकत्ब २. 
357 #ूलााउज 


२४७ भारत-सामप्राज्य ओर लंका 


अमृतसर, क्वेटा, पेशाबर आदि नगरों के बाज़ारों में बेची ज्ञायंगी। 
बदले में ये जहाज़ ईंग्लेण्ड को तेलहन, कपास, खाल ओर चमड़ा, 
जो पश्चाब के दुआबों से आये हैं, ले जायंगे। बरसात के आरम्म में 
कराँची का बन्द्र जहाज्ञों से भर जाता है, जो पाँच नदियों द्वारा 
सींचे हुए खेतों में पेदा होने वाले गेहँ लादने के लिए खड़े रहते हें । 
जब बल्यूचिस्तान ओर फ़ारस को पार कर'के भारतवर्ष और योरुप 
के बीच में वायु-यान ( हवाई जहाज़ ) उड़ने लगेंगे तो कराँची उन के 
ठहरने का मुख्य स्थान होगा | 

हम को अपने साथ नक़शा ओर परकार रखना न भूलना चाहिए । 
हमारे जहाज़ के कप्तान के पास एक चारे ( नकशा ) है, जिस से उसे 
निमश्न लिबित बात मालूम हो जायगी--तट के किनारे के ऊचे स्थान 
तथा प्रकाश-घर ; वे श्यान जहाँ समुद्र गहरा या छिछला है, रेतीला या 
चटियल है ; ज्वार्माटा ओर लहरों के बहने के समय ओर दिशाएं । 
कप्तान का नकशा उसे यह भी बतलाता है कि कराची के किनारे 
समुद्र बहुत छिछला है। हम यह भी देखते हैं कि पानी पीछा ओर 
गदला है। प्रति व्ष सिनन्‍्ध नदी बाढ़ के समय ऊपर से बहुत सा 
रेत-मिट्टी छाती है और उसे समुद्र में छोड़ देती हैं। नक़शे से 
हमें मालूम होता है कि हमको पहले दृक्षिण-पूवे की ओर चलना 
पड़ेगा। यदि हमारा जहाज़ बड़ा है तो कप्तान जहाज़ को तट से 
कुछ मोल दूर पर चलाता है, ओर शीघ्र ही धरती हमारी आँखों से 
ओकघछ हो जाती है । 

परन्तु यदि हम छोटे स्टीमर में यात्रा कर रहे हों तो हम तट के 
निकट चले जा सकते हैं। पहले तो हम सिन्ध नदी के डेल्टा के 
किनारे किनारे चलते हैं। संसार के सभी डेल्टाओों की तरह यह 
भी बहुत नीचा और चोरस हे। नदी के मुहाने जहाज़ों के लिए 
बहुत छिछले हैं, ओर उन में केवल नावें हो खेई जा सकती हैं । 


समुद्र-तट को यात्रा २४७५ 


यहाँ कोई वन्द्र नहीं है ; केवल थोड़े से मछुओं के नगर हैं। इस 
डेल्टा के आगे पहुँचते ही हम को कच्छ का नीचा चोरस प्रायद्वीप देण् 
पड़ता है। इसके उत्तर में समुद्र धरती में बहुत भीतर तक चला 
गया हैं ओर इसे “बड़ा रन' कहते हैं ; दक्षिण में एक ओर समुद्र का 
भाग है, जिसे कच्छ की खाड़ी कहते हैं। नकशे में समुद्र के ये दोनों 
भाग बड़े ओर चोड़े दिखाये गये हैं, और वे हैं भी ऐसे ही। परन्तु 
हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये बड़े जहाज़ों फे काम के नहीं हें। मानसून 
के दिनों में ज़ब वायु के बल से बड़ी बड़ी लहरें इस तट से टकराती 
हें, तब इन पर कई फूट गहराई तक समुद्र का पानी भर जाता है, 
ओर प्रायद्वीप एक टापू बन जाता है। वे के शेष भाग में ये प्रायः 
बिलकुल सूख जाते हैं, ओर केवल इधर उधर कुछ नमकीन इलदल 
देख पड़ते हैं। यदि हम घरती पर उतर तो हम को कच्छ में बहुत 
कम गाँव दिक्लाई देंगे, क्योंकि यहाँ बहुत कम वर्षा होती है ओर बहुत 
दी थोड़ी फसलें पैद्दा की जा सकती हैं। जिधघर देखो उघर ही 
रेत ओर चट्टान दिखाई पड़ती हे। गरप्रियों में खेतों पर रेत और 
बालू की आँधियाँ बड़े जोरों से चलती हैं। कुशों का भी पानी 
खारा हो जाता हे। कभी कभी लोगों को अकाल से भारी हानि 
उठानी पड़ती है। नकझे में हम देखते हें कि कच्छ का प्रायद्वीप 
वर्षारहित रेगिस्तान का समुद्री किनारा है। दक्षिण-पू्व में 
ओर भी आगे चल कर हम एक ओर प्रायद्वीप--काठियावाड़--के 
निचले चोरस तट के सामने पहुँचते हैं। अब हम भारतवषे फे 
अत्यन्त सूखे भाग को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। हम को अधिक 
फसलें दिल्लाई देती हैं, ओर अधिक पेड़ तथा गाँव भी । हम को 
मार में अधिक व्यापारी जहाज़ भी मिलते हैं, क्योंकि तट के इस 
भाग पर कई छोटे छोटे बन्द्रगाह हें। जब हम इस प्रायद्वीप के 
दक्षिणी तट पर पहुँचे', तो सम्भव है कि कप्तान उत्तर-पूर्वे की ओर 


२8६ भारत-साप्नाज्य ओर लंका 


जह्ाज़ को मोड़ ले, ओर खम्भात की खाड़ी में एक नदी के मुहाने के 
निकट खम्भात के बन्दर तक जहाज़ खे ले जाय । यहाँ से रेल की 
थोड़ी स्री यात्रा के पश्चात्‌ हम पूर्व में बड़ोदा या उत्तर में अहमदाबाद 
पहुँच सकते है, ओर फिर सूखे राजपूताना को पार कर के अजमेर 
ओर आगरे को जा सकते हैं। खम्भात अब इतने चहल-पहल का 
बन्दर नहीं हे जेसा वह कई वर्ष पहले था। जैसा हम पढ़ चुके हैं 
( अध्याय ४ ) शीघ्रगामी ज्वार्मादा जो खाड़ी के सकरे मुहाने में 
हो कर भीतर की ओर दिन में दो बार बहता है और दक्षिणी-पश्चिमी 
मानसून की लहर सेकड़ों वर्षों से इस में रेत इकट्ठा कर रहीं हैं ओर 
यहाँ समुद्र को अधिकाधिक छिछला बना रही हैं। खम्भात के पास 
अब कोई बड़ा जहाज़ नहीं आ सकता, ओर इस का अधिकांश व्यापार 
तट की रेल द्वारा बम्बई से होता है । 

दो बड़ी नदियाँ, जो दक्षिण के पठार की घाटियों में बहती हैं, 
खाड़ी के पूर्वों तट पर गिरती हैं। नमेंदा नदी का मुहाना अवश्य 
चोड़ा हे, परन्तु बड़े जहाज़ों के लिए बहुत छिछला है। बरसात के 
मौसिम में जब नदी उस मेह से भर जाती है जो विंध्याचक ओर 
सतपुड़ा की पहाड़ियों पर बरसता है, तो छोटे छोटे जहाज़ उस में 
करीब ४० मील तक जा सकते हैं। यदि हम इस नदी पर स्थित 
भड़ोंच नगर को जाय जो समुद्र से करीब ३० मील दूर है, तो हम को 
शीघ्र ही मालूम हो जायगा कि हम भारत के रुई पेदा करने वाले 
प्रान्त में था गये हैं, क्योंकि नगर में अनेक पुतलीघरों की चिमनियाँ 
देख पड़ती हैं, ज्ञिन में रर का सृत काता जाता है ओर उस से कपड़ा 
बुना जाता है। यदि हमारा जहाज़ ताप्ती नदी के मुद्दाने पर लड्र 
डाल दे, तो हम किसी नाव में बेठ कर नदी में कुछ मील ऊपर चल 
कर सूरत नगर को पहुँच सकते हैं। इस नगर की जनसंख्या एक 
लाख से अधिक है, ओर इस में बहुत से कारखाने हैं जिन में ताप्ती 


समुद्र-तट की यात्रा २४७ 


नदी की घाटी में पेदा होने वाली रूई काती ओर बुनी जाती है। 
नदी में घतंमान काल के बड़े जहाज़ नहीं चल सकते, ओर अब इस 
नगर का प्राचीन समुद्री व्यापार बिलकुल नष्ट हो गया हैं। अकबर 
के समय में यह भारत का मुख्य बन्दरगाह था। इस के पुत्लीघरों 
के लिए रूई उस रेल द्वारा आती है जो ताघी की घाटी में होती हुई 
बरार के कपास पेंदा करने वाले ज़िलों में पहुँचती है। बम्बई, बड़ोदा 
पण्ड सेण्ट्रल इण्डिया रेलवे पर भी सूरत स्वत है, जो इस तट पर 
हो कर जाती है। इस रेल द्वारा चोरस निचले तट पर आधे दिन 
की यात्रा के पश्चात्‌ हम बम्बई पहुँच सकते हें। बायें हाथ की ओर 
हम को सारे मार्ग में पहाड़ियाँ दिखाई देती हें, क्योंकि अब काठियावाड़ 
ओर कच्छ के मेदान बहुत पीछे रह गये । 

२--यदि्‌ हम कराँची के तट पर यात्रा करने वाले किसी छोटे 
जहाज़ के बजाय बड़े जहाज़ में चलें तो हमारी यात्रा बहुत छोटी हो 
जायगी। कुल दुरी ४८५ मील है ओर एक अच्छा स्टीमर हम को 
बम्बई क़रीब दो दिन में पहुचा सकता हे ; परन्तु सारे ही मार्ग में 
घरती नहीं दिखाई देगी। मानसून के दिनों में भी बम्बई बन्दर में 
समुद्र शान्त रहता है, क्योंकि जेंसा नक़शे को माल्दूम होता है यह 
अरब सागर की लहरों से भली भाँति सुरक्षित हे। यह बन्द्र 
भारत का सब से बड़ा समुद्री फाटक है; यह करीब १० मील 
लम्बा है और यहाँ 'डाक' हैं, जहाँ जहाज़ बहुत शीघ्र लादे और खाली 
किये ज्ञा सकते हैं, या उनकी मरम्मत की जा सकती है। डाक 
पानी के उन गहरे भागों को कहते हैं जिनके चारों ओर माल ओर 
मुसाफिर उतारने के लिए ऊँची व चोड़ी पत्थर की दीवार होती हैं । 
अपने जहाज़ पर खड़े हो कर चारों ओर देखने से हम बहुत जल्दी 
भूगोल का पाठ सीख खकते हैं, क्योंकि यहाँ बड़े घड़े जदाज़ देख 
पड़ते हैं जो संसार के सभी भागों से आये हुए हैं--इडुलेण्ड से आये 


२४८ भारत-साम्राज्य ओर लंका 


हुए. जहाज़ों पर बढ़िया घूती कपड़ा, चमड़े का माल ओर सभी 
प्रकार का लोहे का सामान लदा हुआ है, ओर चीन तथा जापान के 
जहाज़ रुई ले जाने के लिए खड़े हुए हैं। एक जहाज़ कराँचो के लिए 
रवाना हो रहा है, ज्ञो फ़ार्स की खाड़ी में होता हुआ बसरा जायगा। 
दूसरे जद्दाज़ों में बम्बई का सूती कपड़ा लादा जा रहा है ; वे इ्से 
अरब सागर के पार अफ्रीका के बन्दरों को ले जायगे। 

सप्ताह में एक बार बड़ा डाक-का-जहाज़ बसम्बई बन्दर में 
इड्लेण्ड से आता है। वह योरुप से मुसाफ़िर ओर चिट्टियों व 
पासलों से भरे हुए सकड़ों बोरे लाता है। ये घरती पर उतार लिये 
जाते हैं ओर सारे देश में भेज दिये ज्ञाते हैं। पक रेल इन को ले कर 
तट पर सूरत चव बड़ौदा होती हुई आगरा ओर देहली को जाती है। 
फिर एक दूसरी रेल इन को ले कर अम्बतसर ओर लाहोर होती हुई 
रावलूपिएडी ओर पेशाचर तक पहुंचती है। एक और डाकगाड़ी 
बम्बई से थालघाट दरें के द्वारा पश्चिमी घाट पर चढ़ जाती है। फिर 
यह दक्षिण को पार करती हुई जबलपुर पहुँचती है, ओर वहाँ से 
इलाहाबाद, कानपुर, बनारस और गड़ग के मेदान के अन्य नगरों को 
जाती है। कलकत्ते की डाक मध्यप्रदेश के पार नागपुर होती हुई 
जाती है। एक ओर डाकगाड़ी पश्चिमी घाट को भोर घाट में हो कर 
पार करती है। यह पूना होती हुई दक्षिण के पठार को पार कर के 
दक्षिण-पूवे की ओर मद्रास को पहुँचती है। इस लाइन को शाखाएँ 
हैदराबाद और बड्ुलोर को पहुँचती हैं। दक्षिणी भारत की डाक 
मद्रास के निकट एक जड़ुशन द्वारा जिचनापछी ओर मदूरा को 
जातों है। इन सब लाइनों के जंकशनों पर अन्य रेले पहले से ही 
खड़ी रहती हैं, ताकि वे शीघ्र ही मुसाफ़िरों ओर चिट्टियों को ले कर 
भारत के प्राय: प्रत्येक नगर ओर गाँव में पहुँचा दें। इसी प्रकार 
प्रति सप्ताह एक जहाज़ बम्बई से इड्डलेण्ड के लिए छूटता है, जो 


समुद्र-तट की यात्रा २७६ 


प्रत्येक ज़िले ओर नगर से आई हुई चिट्टियों को ले जाता है। हम 
वम्बई को भारतवधे का समुद्री डाकखाना कह सकते हैं । 

धरती पर उतरते ही हम बहुत शीघ्र देखते है कि बम्बई कितना 
बड़ा और चहल पहल का नगर है। सड़क मनुष्यों से खचाखच भरी 
हुई हैं। उनकी टोपियाँ, उनके पहनावे ओर उनकी बोलियों से 
हम जान सकते हैं कि उन में से बहुत से देश थे दूरवर्ती भागों से आये 
हुए हैं। गांवों में प्रायः लोग एक से दिखाई देते हें ओर एक ही 
भाषा बोलते हैं ; परन्तु बड़े नगरों में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो 
वहाँ दूर के छ्थानों से काम और व्यापार करने के लिए आये हुए हैं । 
चारों ओर बड़ी इमारतें दिखाई देती हे---कचहरियाँ, सरकारी दफ्तर, 
कालेज ओर स्कूल, अस्पताल, आजायव-घर, होटल। सड़के 
मोटरकार, टाँगे ओर गाड़ियों से भरी पड़ी हैं, ओर सेकड़ों बढ़िया 
दुकानें देख पड़ती हैं, जहाँ हम अनेक वस्तुएँ ख़रीद सकते हैं जो 
भारतवर्ष के अन्य भागों से ओर संसार के प्रत्येक देश से लाई गई हैं | 
नगर के एक भाग में कारखाने ही कारखाने हैं, जहाँ दकन ओर 
गुजरात में पदा होनेवाली रूई काती और बुनी जाती है। “डाकों' में 
बहुत से जहाज़ खड़े हुए हैं ज्ञो माल उतार और लाद रहे हैं। उस 
छोटे प्रायद्वीप मैं जिस की नोक मलाबार अन्तरीप हे हम घनाठ्य 
व्यापारियों के बहुत से बढ़िया मकान देखते हें, इन में बहुत से 
पारसी हैं । 

३-हमारे पास इतना समय नहीं हे कि हम इस विशाल 
नगर की सब सड़कों की सेर करें। हमारा जहाज़ हमारी बाट जोह 
रहा है; हम डस पर सवार होते हैं; लडुर उठाया जाता है ओर 
शीघ्र ही हम कुलाबा पाइंट के ऊँचे प्रकाश-घर को पीछे छोड देते है । 
राह में हम को अनेक मछली का शिकार करने वाली नाव मिलती 
हैं। ये बम्बई नगर की ओर जा रही हैं, जहाँ उनकी मछलियाँ 


२५० . भारन-साघ्राज्य ओर लंका 


बाज़ारों में बेची जायंगी। दस लाख से अधिक लोगों का पेट 
भरने के लिए बहुत से भोजन की आवश्यकता होती है। 

अब कप्तान दक्षिण की ओर निचले च्चौरस कोनकन तट के 
किनारे किनारे चलता है। तट के भीतर की ओर हम को बादलों से 
ढके हुए पश्चिमी घाट दिखाई देते हें। हम पढ़ चुके हैं कि दक्षिणी- 
पश्चिमी मानसून के दिनों में किस प्रकार इन पर्चतों और समुद्र व 
इन दोनों के बोच में स्थित सकरे तटीय मेदान पर भारी वर्षा होती 
है। यही कारण है कि यहाँ का तथ डस सूखे उज़ाड़ तट से 
बिलकुल भिन्न है, जिस के निकट हो कर हम को अपनी यात्रा के 
पहले भाग में जाना पड़ा था। निचली चौरस भूमि पर कोको के 
पेड़ ओर धान के खेत हैं, ओर तट तथा पहाड़ दोनों ही जड़लों से 
ढके हुए मात्यूम होते हैं । 

हम को राह में कुछ छोटे बन्दरगाह ओर मछुओं के गाँव मिलते 
हैं। आगे बढ़ कर हमारा जहाज़ मारमागोआ या गोआ के बन्द्र 
पर पहुंचता है जो पुतंगाल घालों के अधिकार में हे। बहुत काल 
हुआ यह भारत का बड़ा प्रसिद्ध बन्दर था। यहाँ से एक रेल 
घाटों पर चढ़ती है। इसफे द्वारा हम दृकन पार कर के भारत की 
दूसरी ओर के तट पर कृष्णा के डेटा के सिरे पर स्थित बज़बाड़ा 
नगर में पहुँच सकते हैं। बन्द्र में एक या दो स्टीमर पड़े हुए हैं। 
ये उस माल को ले जायेंगे जो हेद्राबाद ओर मेखूर राज्यों से यहाँ 
रेल द्वारा लाया गया है। 

अब हमारा जहाज़ मलाबार तट के किनारे चलता है और एक 
दिन की यात्रा के पश्चात्‌ हम मड़ुलोर पहुँच जाते हैं। यह घाटों से 
निकलने वाली दो नदियों के मुहाने के लगून पर स्थित है। हमारे 
नकशे में ओर भी कई बन्द्रगाह दिये हुए हैं जिन के निकट हम लड़ूर 
डाल सकते थे, जेसे कालीकट, कोचीन, पलेपी ओर क्वीलून। यहाँ 


समुद्र-तट की यात्रा २५१ 


कई ओर छोटे बन्द्रगाह हैं, परन्तु इन में से किसी का बन्द्र अच्छा 
नहीं है ओर जहाज़ों का माल नावों द्वारा लादा व उतारा जाता है। 
जब दक्षिणी-पश्चिमी मानसून चलता है तो बड़ी लहरों के कारण यह 
कारये बहुत कठिन हो जाता है, ओर उस मोसिम में फेवल थोड़े से 
ही जहाज़ इन बन्द्रों में आते जाते है । 

परन्तु वर्ष के दोष महीनों में तटीय व्यापार बड़े जोरों पर चलता 
है। इस प्रकार का व्यापार बहुत पुराना है। प्रत्येक बन्द्रगाह पर 
योरोपीय व्यापारियों द्वारा बनाये हुए कारखाने ओर किले दिखाई 
देते हैं, जो उन्होंने बहुत काल हुआ बनाये थे। इन में से प्रत्येक 
बन्द्रगाह के दूर पर ही जहाज़ खड़े रहते हैं, ओर तट से नावें ही 
माल लाती रहती हैं। घाटों पर पेदा होने वाली चाय के पिटारे 
और क़हवा के बोरे ढालू सड़कों पर बेलगाड़ियों ओर टट्दुओं पर 
लाद कर नीचे बन्दरगाहों में पहुचाये जाते हैं। पहाड़ी जड़लों ले 
कटे हुई सागौन के लड्ढे नदियों में बहा दिये जाते हैं भोर उनके तख्ते 
चीर कर जहाज़ों पर लादे जाते हैं। कुछ नावे' काली मीचे और 
रबड़ के बोरे भी ले जाती हैं, जो गरम ओर तर तट पर भली भाँति 
उगती हैं। दूसरी नावें खपरेलों को छादती है, ज्ञों 'मड्डलोर टाइल' 
कहलाती हैं ओर ज्ञों इस तट पर मिलने बाली मिट्टी से बनाई 
जाती हैं। परन्तु अधिकांश नावें नारियल के पेड़ की दासियाँ 
मालूम होती हैं, जो भारत के इस भाग में वृक्षों का राजा, कहलाता 
है। ये गोला और तेल, या जटा, रस्सी ओर चटाइ्यों से भरी हुई 
होती हैं। बदले में जहाज़ बम्बई से सूती कपड़ा ओर इड्लेण्ड से 
सभी प्रकार का लोहे का सामान तट के ब्थानों को पहुँचाते हैं | 
मड़लोर में हमें छोटे छोटे जहाज़ दिल्लाई पड़ते हें जो पश्चिम में सो 
मील से अधिक दूरी पर स्थित चोरस रूकठ्वीप से नारियल और जरा 
लाये हैं। ये जहाज्ञ बदले में चावल ले जायंगे। मडडूलोर से एक 


श्णर भारत-सापघ्राज्य और लैका 


रेल तट पर कालीकट को जाती है। फिर वह पालघाटर दर्र में होती 
हुई भीतर की ओर घूम जाती है, ओर भारत के प्रायद्वीप को पार 
कर के मद्रास पहुँचती है। हम एक शाख के द्वारा कोचीन से भो इस 
रेल तक पहुँच सकते हें । 

यह मलाबार तट भारत के पच्छिमी तथ के उत्तरी भागों से 
बिल्कुल मिन्न हैं। यहाँ हम को कोई रेगिस्तान या उजाड़ ध्यान नहीं 
दिखाई देता। बरसात के मोसिम में इतनी वर्षा होती है कि प्रत्येक 
गड्डा भर जाता है ओर नदियों में बाढ़ आ जाती है। सभी प्रकार के 
पोधे हर जगह पेदा होते हैं। समुद्र से देखने से पेसा प्रतीत होता है 
कि मानों सारी घरती जड़लों से ढकी हुई है, और पहाड़ियों के ढाल 
जड़लों से ढक्रे होते ही हैं। परन्तु ज़ब हम इस भाग में यात्रा 
करते हैं, तो हम को बहुत से घान के खेत और बाग देख पड़ते हैं । 
मकान कोको ओर झ्जूर के कंजों में बने हुए हैं। वे डस सागोन की 
लकड़ी के बनाये गये हैं जो जड़लों से काटी गई है ओर उन की छतें 
मड़ूलोर की बनो हुई खपरेलों (इईंटों ) से पटी हुई हैं। मिद्ठी के 
मकान तो शोघ्र ही भारी वर्षा से धुल कर बह जाये। हम पहले ही 
पढ़ चुके हें (अध्याय २) कि मलाबार तट के निवासी भारत के 
अन्य भागों के रहने बालों से नहीं मिलते ज्ञुढते। उनका पहनावा 
पृथक है, इसी प्रकार उनके रीति. रिवाज भी भिन्न हैं, ओर वे एक 
अलग ही भाषा बोलते हैं। भारी वर्षा के कारण उन्हें जल प्यारा होता 
हे। थे नाव और डोंगियों का उसी प्रकार प्रयोग करते हैं, जेसे अन्य 
मनष्य बेलगाड़ियों से काम लेते हैं। प्रत्येक बालक तेर सकता है। 
लगूनों और नदियों में नावों द्वारा बहुत यात्रा तथा व्यापार होता है । 
ये लगून नहरों द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिस से पानी में 
हो कर करीब करीब मड़ुलोर से त्रिवेन्रम्‌ तक जाना सम्भव हो गया 
है। इनके द्वारा बन्द्रगाहों से माल आता जाता है। 


समुद्र-तट की यात्रा २५३ 


ज्िस किसी ने एक बार इन लगूनों पर यात्रा कर ली धह इन्हें 
कभी नहीं भूल सकता। जहाँ पानी गहरा है, बादबान फेला दिये 
जाते हैं; और जहाँ पानी छिछला है, पतवार और बाँसों से नावे 
खेई जाती हैं। हम ताड़ ओर बाँसों के कंजों में होते हुए आगे बढ़ते 
हैं। हम उन छोटे कारखानों की खड़खड़ाहट सुनते हें, जिन में 
गोले सर तेल निकाला जाता हैं, या उन लोगों की आवाज़ें हमारे 
कानों में पड़ती हैं जो नारियल से जरा निकाल कर उसे साफ़ कर 
रहे हैं; ओर धूप में खूखती हुई काली मिर्चों के ढेर भी देख पड़ते 
हैं। राह में गोला ओर जटा से भरी हुई नावे तथा डोंगियाँ, और 
सागोन तथा बाँसों के बेड़े देख पड़ते हैं जो किसी बन्द्रगाह को 
जा रहे हैं। मछलियाँ पानी में इधर उधर दोड़ती किरती हैं, चिडियाँ 
उन पर भकपटती हैं ओर कभी कभी रेतीले तट पर एक मगर मस्त 
पड़ा हुआ दिखाई देता हे। यह जल के जीवों का संखार है। 
बहुत दूर चल कर हमारे बाई' ओर कुद्दरे से ढके हुए पश्चिमी घाट हैं ; 
हमारे दाई' ओर रेत के टीले हैं जो तट को लगूनों से अलग करते हैं, 
ओर पेड़ों में हो कर हम को मदछुभों की नावें खुले हुए समुद्र की 
नीली लहरों पर नाचती हुई देख पड़ती हैं। ऐसा विचार किया 
जा रहा हे कि कोचोन में गहरे पानी का बन्द्र बनाया जाय जो 
उसके लम्बे लगून को समुद्र से जोड़ दे। इसमें मुख्य कठिनाई यह 
होंगी कि बड़े जहाज़ों के लिए इस बन्द्र का मुद्दाना किस प्रकार 
गहरा रक्‍ज़्ा जाय, क्योंकि मानसून के दिनों में हर इसमें रेत की 
दीचारें बना देगी। वतेमान काल में उन को तट से दो मोल दूर लड़ूर 
डालना पड़ता है। क्वोलन पहुँचने पर हम रेल में बेठ सकते हैं जो 
घाटों के ऊपर चढ्तो है, ओर तिनेवलो ओर मदूरा पहुँचाने के पहले 
पक लग्बी सुरंग में हो कर जाती है। 

निचले रेतीले कन्या कुमारी अन्तरीप पर पहुँचने के पश्चात्‌ 


२५७ भारत-साप्राज्य ओर लंका 


हमारा कप्तान उत्तर-पू्वे की ओर तूतीकोरन को जा खकता है। 
इस तट पर बहुत कम जंगल या खेत दिलाई देते हैं, क्मोंकि दक्षिणी: 
पश्चिमी मानसून को रोकने के लिए यहाँ कोई पर्वत नहीं हे। 
नारियल के पेड़ों के बदले हमें यहाँ खज्जूर के पेड़ दिखाई देते हें, 
जिन्हें अधिक तरी की आवश्यकता नहीं हे। हम तूतीकोरन से कुछ 
दूर लंगर डाल देते हैं ओर एक “लांच! ( एक प्रकार की नाव ) में 
बैठ कर तट पर पहुँचते हैं। यहाँ इतनी कम वर्षा होती है कि नगर 
के मनुष्यों को कभी कभी पीने को पानी मिलना भी कठिन हो जाता 


सुस्काकाताऋ 





3 





है, ओर भीतर का देश उज्ञाड़ व रेतीला है। परन्तु तूतीकोरन बड़ा 
चहल-पहल का बन्दर है, फ्योंक्रि भीतर के देश में पेदा होने वाली 
कच्ची रुई ओर उसकी मिलों में बना हुआ या मदूरा से लाये हुए 
सूती कपड़े ओर धागे के लिए यहाँ जहाज़ आते हैं। यह कोलम्बो से 
बहुत अच्छा समुद्री व्यापार करता है। भारतवर्ष ओर लड्डू के बीच 
के यात्री धनुषकोटी के मार्ग से जाते हें ज्ञी छोटा है। तूतीकोरन से 
रेल मदरा ओर त्रिचनापली होती हुई मद्रास को जाती है। 

४--हम पढ़ चुके हैं ( देखो अध्याय १३ ) कि बड़े जहाज़ पाक के 
जलडमरुमध्य में हो कर नहीं जा सकते। कप्तान के नक़शे में छिछला 


समुद्र-तट की यात्रा श्ण्‌ 


पानी और चट्टानें स्पष्ट रूप से दिखाई गई हैं। यदि उचित मौसिम में 
यात्रा करते, तो हम मनार की छाड़ी में उन पनड॒ब्बों को देख सकते 
थे जो मोती ओर शंखों के लिए डुबकी लगाते हैं। इस खाड़ी के 
पार दक्षिण-पूर्वे की ओर एक रात की यात्रा के पश्चात्‌ हम कोलम्बो 
बन्द्र में पहुंच जाते हैं। हमारा स्टीमर दो विशाल पत्थर की 
भुजाओं के बीच में चलता है जो तट से समुद्र की ओर बनाई गई हैं, 
जिस से हिन्दमहासागर के तूफ़ानी जल में चलने वाले जहाज्ों के 
लिए सुरक्षित स्थान मिल सके। यदि हम उसके निकट के प्रकाश- 
घर पर चढ़ जाय तो हम को वे बड़े बड़े जहाज़ दिखाई देंगे जो भिन्न 
भिन्न दिशाओं से क्षितिज के ऊपर आ रहे हैं, और हम अपनी आखों 
द्वारा सीख सकते हैं कि पृथ्वी गोल है। तट पर जाते ही हम को 
मालूम होता है कि अब हम भारतवष में नहीं हैं। यहाँ के लोग 
हिन्दू नहीं हैं परन्तु बौद्ध हैं, ओर उनका पहनावा भारतवासियों से 
बिलकुल मिन्न है। लोग साफ़ा या पगड़ी नहीं पहनते, परन्तु 
अपने बालों में कछुएण की खाल के बड़े बड़े कड्ूं- लगाते हैं। ये खिंहल 
जाति के लोग हैं, ओर इनकी भाषा भारत की भाषाओं से बिलकुल 
भिन्न है। 

बन्द्र के निकट ही कुछ बड़े द्वोटल हैं। यहाँ यात्री संसार के 
भिन्न भिन्न भागों को जाते समय राह में एक दो रात के लिए विश्राम 
ले लेते हैं, जब उन के जहाज़ कोयला पानी लेते रद्दते हें या टापू पर 
पैदा होने घाली चाय फो लादते रहते हैं। एक लम्बी समुद्री यात्रा 
में ज्ञटाज़ में बेठ कर ऊपर नीचे उछलने के पश्चात्‌ अच्छी चारपाई 
पर सोना आनन्वप्रद मालूम होता हैे। खानों से निकाले गये 
जवाहिरों को मोल लेते हुए यात्री नगर की दुकानों पर देख पड़ते 
हैं। हम कोलम्बों को संसार का समुद्री बाज़ार कह सकते हैं, 
क्योंकि इस के बन्दर ओर बाज़ारों में संसार के दूर दूर के देशों के 


२७६ भारत-साप्राज्य ओर रुका 


मलाह ओर यात्री मिलते हैं। रेलों द्वारा हम टापू के भिन्न भिन्न 
भागों की सेर कर सकते हैं। कुछ ही घण्टों में रेल धान के खेतों 
में, नारियल के कुओ्डों में ओर केलों के उपबनों में होती हुई ऊपर चढ़ 
कर केंडी नगर को पहुंचती हे। यहाँ हम बोद्धों का एक प्रसिद्ध 
मन्दिर देखते हें। निकट ही पेरीडीनिया के बाग़ों में घूम कर हम 
भूगोल का एक और पाठ खोख सकते हैं, क्यों कि यहाँ हम गरम 
देशों में पैदा होने वाले प्राय: प्रत्येक कृक्ष ओर पेड़ के नमूने देखते हैं। 
रेल केंडी के आगे उन मीलों लम्बे चाय के बागीचों में ओर घान के 
खेतों में होती हुई जाती है, जो पहाड़ के ढालों को शीढ़ियों के आकार 
में काट कर बनाये गये हैं। यदि हम आदम की चोट या पीडरो 
पर्चेत पर चढ़ जायें तो हम इस सुन्दर टापू के पर्वत ओर घाटी, 
जड़ल ओर खेतों के खुहावने द्वश्य का आनन्द त्यूट सकते हैं। प्रत्येक 
स्थान पर पेड़ उगते हैं, क्योंकि लंका में अच्छी वर्षा होती है। कोलम्बो 
से एक ओर रेल उत्तर की ओर मनार टापू तक पहुंचती है। यहाँ 
एक तेज़ छोटा स्टोमर ( फ़ेरी स्टीमर ) पम्बम टापू पर स्थित 
घनुषकोटी को ले जाने के लिए यात्रिओों की राह देख रहा है। 
बन्दर की दीवारों के निकट पहु चते होी उन्हें रामेश्वरम्‌ मन्द्रि की 
ऊँचो मीनार दिखाई देतो हैं, जिस में भारतवर्ष के सभी भागों से 
यात्री आते हैं। बन्दर की चोड़ी दीवार से डाक गाड़ी टापू के उस 
पुल को पार करती है जो उसे प्रधान भूमि से मिलाता है। फिर 
हमारी रेल मद्रा, त्रिचनापली ओर मद्रास को जाती है। कोल्म्बो 
से इस सारी यात्रा में दो रात ओर एक दिन का सप्रय लगता है। 


अध्याय २१ 


समुद्र-तट की यात्रा (२) 


५--परन्तु हम को अपनी यात्रा जारी रखनी चाहिणए। हम 
कोलम्बों से आगे दक्षिण की ओर गेली बन्द्र पर होते हुण और 
टापू के दक्षिणी सिरे का चक्कर लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ 
हम को एक प्रकाश-घर मिलता है जो तट के समीप की एक चट्टान 
पर है। यह संसार का बड़ा प्रसिद्ध प्रकाश-घर है, क्योंकि 
महासागर के आरपार रंगून, चीन या आस्ट्रेलिया से कोलस्बों 
आने वाले जहाज़ों के कप्तानों के लिए. थल का सब से पहला चिन्ह 
यही है जिस की बाट वे बड़ी दूर से ओर देर से देखते रहते हैं । 
प्रकाश-घर नाविकों के मित्र ओर पथ-प्रद्शंक हैं। प्रत्येक में अपना 
अलग प्रकाश होता है, सफ़ेद या लाल, छिर या चंचल | प्रत्येक 
प्रकाश-घर का रडू: ओर थ्िति कप्तानों के चार्टों पर अद्डित होती है। 
इस प्रकार अँप्रेरे ओर तफ़ान के समय भी कप्तान इन प्रकाशों को 
देख कर और फिर अपने चाट व क॒तुबनुमा का अवलोकन कर के 
मालूम कर सकते हें छि वे कहां हें। 

अन्त में हम उत्तर की ओर घूमते हैं और प्रातःकाल के समय 
अपने बाई" ओर. बड़ाल को खाड़ी से सूर्योदय का खुहावना द्वश्य 
देखते हैं। लड़ फे पूर्थयों तट की यात्रा में हमारा सारा दिन निकल 
जाता है। हमारे ओर घरती के बीच में गाँवों से आने बाली 
मछुओं की नावें ओर व्यापारिक नावें अपने अपने काम में लगी हुई 
हैं। तट पर छगूनों के किनारे नारियल के कंज हैं। नारियल के 
पेड़ों के पीछे धान के खेत हैं। ओर भी भीतर चल कर टापू के 
मध्य में पहाड़ों के ढालों पर जड्ल हैं। इन ढालों के बहुत से जड़ल 


, ४, . 0,--११ 


२०८ भारत-साप्राज्य ओर लंका 


है] 


काट डाले गये हैं, और इन साफ़ किये हुए छ्यानों पर चाय के उपवन 
लगाये गये हैं। एक दिन और एक रात की याद्रा के पश्चात्‌ हमारे 
सामने एक ओर प्रकाश-घर दिखाई देता हे। यह कालीमीर अन्तरीप 
पर' स्थित है। हम एक बार फिर भारत के तट के निकट आ गये हैं । 
परन्तु यहाँ की भूमि का द्वृश्य मलाबार तट के द्वश्य से भिन्न है । 
यहाँ पर्वेत नहीं देख पड़ते ओर तट बहुत चोरस है। हम कावेरी 





लंका के धर दक्षिण में प्रकाश-घर । 


नदी के चोरस डेढ्टा के मुहानों के सामने उत्तर की ओर यात्रा कर 
रहे हैं। सेकड़ों मील तक हमें धान के खेत देख पड़ते हैं, जिनकी 
सिंचाई इस बड़ी नदी से होती है। गावों के आसपास प्रत्येक 
स्थान पर हम को खजूर ओर इमली के कंज दिखाई देते हैं । 

शीघ्र ही हम को नीगापट्टम का बड़ा बन्दरगाह द्वश्गोचर होता 
है। कप्तान उतरने की भूमि से दो मील दुर पर लड़॒र डालता है, और 
हम नाथ में बैठ कर तट की ओर चलते हैं। राह में हम को कई छोटे 


समुद्र-तट की यात्रा २०५६ 


छोटे स्टीमर मिलते हैं जो लंका के लिए चावल ओर ताज़ा तरकारी 
लिए जा रहे हैं, क्योंकि नीगापट्टम उन हिन्दुष्यानो कुलियों के 
रवाना होने का स्थान है जो उस टापू के चाय और रबड़ के 
बागीयों में काम करने जाते हैं। धह देखों एक जहाज़ 
साड़ी के पार जायगा। उस में दूरवर्ती सिंहपुर के लिए माल ओर 
मुसाफिर हैं। रेल द्वारा डेह्टा को पार कर के हम भीतर की ओर 
तंजौर पहुँच सकते हैं। यहाँ एक पुराना फिला है जिस में 
भारतवधे का एक अत्यन्त मनोहर हिन्दू मन्द्रि हे। आगे चल कर 
हम त्रिचनापली पहुँचते हैं, और नगर के मध्य में स्थित ऊँची चट्टानों 
ओर मंदिरों पर चढ़ते हैं। चारों ओर डेढ्टा की भूमि का रमणीक 
दृश्य देख पड़ता है। दूर पर उत्तर-पश्चिम की ओर हम को वे दुरवर्तों 
पहाड़ियाँ देख पड़ती है, जिन को काट कर कावेरी नदी मेसूर के 
पठार से मेंदान में उतरती है । डेढ्टा के चारों ओर धान के खेत हैं, 
जिन में इस बड़ी नदी की नहरों से सिंचाई होती है। एक ओर नीचे 
नदी पर एक टापू दिखाई देता है, जिस पर प्रसिद्ध श्रीरड़म्‌ मन्दिर 
बना हुआ है। दूसरी ओर हम को नीचे नगर की सड़कें ओर बाज़ार, 
उसके पवित्र ताल, कालेज और देख पड़ते हैं। निकट ही रेल का 
बड़ा कारखाना है, क्योंकि त्रिचनापली साउथ इण्डियन रेलये का 
प्रधान छ्वान है ओर बहुत बड़ा जदुशन है। रेल की मुख्य लाइन 
उत्तर की ओर मद्रास को ओर दक्षिण की ओर मदूरा को जाती है, 
ओर हम उस की एक शाख द्वारा कावेरी की घाटी में द्ोते हुए 
पालघाट दर्रे से उतर कर कालीकट पहुँच सकते हैं। दूर पर इस 
उपज्ञाऊ डेंढ्टा के बहुत से गाँवों के मन्द्रि दिखाई देते हैं। दक्षिणी 
भारत विशाल मन्दिरों की भूमि है । 

नीगापट्म से आगे चल कर हम पाण्ड्चेरी पर नहीं रुकते, 
परन्तु मद्रास पहुंचते हैं और उसके बन्द्र की विशाल समुद्री दीवारों के 


२६० भारत-साप्राज्य ओर लंका 


शान्‍्त पानी में लड़॒र डालते हैं। तट पर पहु च कर हम हाईकोटे की 
ऊची मीनार पर चढ़ जाते है ओर नोचे की ओर नगर का द्वश्य देखते 
हैं। वास्तव में यह नगर कई गाँवों से मिल कर बना हुआ हे, जो 
पक दूसरे से सड़कों ओर बाज़ारों द्वारा जुड़े हुए हैं। नगर में 
कारखानों की बहुत कम्र विप्नियाँ देख पड़ती हें, क्योंकि बम्बई या 
कलकत्ता की तरह मद्रास कारबार का नगर नहीं हे। हम नीचे की 
ओर प्रसिद्ध संट जाजे का किला और कालेज, महऊ ओर नगर की 
प्रसिद्ध इमारतों की ओभोर देखते हैं। उत्तर की ओर दूर पर वे 
पहाड़ियाँ देख पड़ती हैं ज! पूर्वी घार के ही भाग हैं। तट पर एक 
ऐसा स्थान हे जिले हम को अवश्य देखना चाहिए । समुद्र के जल से 
भरे हुए शीशे के बड़े तालाबों में अनेक आकार, डील ओर रह्ों की 
मछलियाँ पड़ी हुई हैं ; ये समुद्र से लाई गई है। इन से हम भूगोल का 
एक नया पाठ सीख सकते हैं, क्योंकि भूगोल केवल हमारी पृथ्वी के 
घल के विषय में हो नहीं बतलाती, परन्तु सम्ुद्र के बारे में भी 
बतलाती है जो करोड़ों जीव-जन्तुओं का निवास-स्थान है । 

नगर से जाने वाली मुख्य रेलों के थिषय में हम पहले ही पढ़ 
चुके हैं ( देखो अध्याय १३ )। बन्द्र को वापस लोटने पर हम 
उसके समुद्री व्यापार के बारे में कुछ सीखते हैं। इड्डलेण्ड से आया 
हुआ एक बड़ा जहाज़ सूती माल को उतार रहा है, जो नगर के 
वाज़ारों में बेचा जायगा, ओर दूर के नगरों को भेजा जायगा। 
कपड़े के अतिरिक्त सभी प्रकार का धातुओं का माल, लोहे ओर 
पीतल की चदरें ओर रेलों तथा मिलों के लिए मशीनें भी इस जहाज़ 
से उतारी जा रही हैं। रंगून से आये हुए एक जहाज़ से तेल उतारा 
जा रहा है जो बन्दंर के निकट ही लोहे की यड्डियों में इकट्ठा कर लिया 
जायगा, ओर देश के भोतरी भागों में. गाँव के बाज़ारों में बेचने के 
लिए भेजा जायगा। इस तेल से भरी हुई टंकियाँ अनेक रेल के 


समुद्र-तट की यात्रा २६१ 


स्टेशनों पर दिखाई देती हैं। एक और जहाज़ सागोन लाया है, 
जो इरावदी नदी में नीचे की ओर बहाई गई थी ओर जिसके रंगून की 
मिलों में तख्ते चीरे गये थे। एक जहाज जावा द्वीप से लाये गये 
शकर के बोरों को उतार रहा है। यदि हमारी सेर जाड़े के मौसिम 
में हो, तो हम तट की ओर ऋलते हुए घोड़ों की भी देख सकते हैं। 
ये आस्ट्रेलिया से आये हैं। अपनी दीघे यात्रा के पश्चात्‌ फिर धरती 
पर उतरते हुए इन बेचारों को बड़ी प्रसक्षता होतो होगी। इन को 
फ़ोज़ में काम करना सिखलाया जायगा। अस्य जहाज़ दूरवर्ती 
पश्चिमी घाट के बागों से लायी हुई चाय भोर क़हवा, भीतर के खेतों 
में पेदा होने वाले तेलहन तथा कपास, और ढोरों की खाल तथा 
चमड़ा दूसरे देशों को ले जाने के लिए लाद रहे हैं। जब से बन्द्र 
में पत्थर की मज़बूत भुज्ञाएँ बन गई' हैं, मद्रास चहल-पहल का 
बन्द्रग।ह हो गया है । 

६--हम शीघ्र ही आगे बढ़ते हैं, और अब दूर पर हम को पूर्वी 
घाट की पथरीली चोटियाँ देख पड़ती हैं, जो समुद्र से कुछ मील दूर 
इस तट पर बराबर चले गये हें। २०० मील तक कोई ऐसा बन्दर- 
गाह नहीं है, जहाँ हम को उतरने की आवश्यकता हो । इसलिए 
कप्तान उत्तर से कुछ पूर्व की ओर जहाज़्ञ चलाता है, ओर मसलीपट्टम 
के निकट लड़र डालता है। अब हम कृष्णा ओर गोदावरी के 
डेढ्टाओं के सामने हैं। देखों तट कितना चोरस है। वह देखो 
दूर पर नारियल के पेड़ ऐसे माल्ठूम होते हैं मानों वे सप्रुद्र में से ही उग 
रहे हों। ये दोनों बड़ी नदियाँ हज़ारों वर्षो तक अपने डेल्टाओं को 
आगे की ओर बनाती रही हैं, ओर समुद्र के तल पर मिट्टी फैलाती 
रही हैं जिस से पानी प्रति व्षे छिछला होता ज्ञा रहा है। कई बार 
समुद्र का पानी इस चोरस डेढ्टा पर आ गया है। सन्‌ १८६७ ई० 
में एक बहुत बड़ी सप्नुद्र की लहर भीतर १७ मील दूर तक घुस आई, 


२६२ भारत-साप्ताज्य ओर लंका 


जिस से बहुत से गाँव नष्ट हो गये ओर ३०,००० मनुष्य डूब कर 
मर गये। 
मसलीपट्टम के निकट टठहरने के बज्ञाय हम कोकोनडा जा सकते 
हैं, जो डेल्टा का अधिक प्रसिद्ध बद्रगाह है। परन्तु यहाँ गोदावरी 
नदी ने समुद्र को इतना छिछला कर दिया है कि हम को तट से सात 
मील दूर लड़र डालना पड़ता है। हमारे निकट ही कई और जहाज़ 
लड्र डाछे हुए हैं जो इड्रलेण्ड ओर योख्प के लिए रुई लाद रहे हैं । 
कुछ ओर डेटा की चौरस उपजाऊ भूमि में पैदा होने वाले चावल 
को भर रहे हैं जिसे वे लंका ले जायंगे, या मोरिशस टापू ( मिरच- 
का- देश” ) को पहुंचायेंगे, जहाँ वह वहाँ के भारतीय श्रम-जीवियों के 
काम आयगा। कोकोनडा से हम रेल में ब्ठ कर, या डेल्टा की 
किसी नहर द्वारा नाव में बेठ कर, राजामन्द्री पहुंच सकते हैं। यहाँ 
मुख्य रेल एक बढ़िया पुल द्वारा नदी को पार करती है। नाव या 
स्टीम-बोट में बेठ कर हम गोदावरी नदी में १०० मील ऊपर तक 
ज्ञा सकते हें-पहले हम डेढ्शा के चोरस तटीय मेंदान को पार 
करते हैं, ओर जड़लों से ढक्की हुई पठार की पहाड़ियों में हो कर 
जाते हैं। बाँसों के बेड़े नदी के नीचे की ओर बहाये जा रहे हैं, 
ओर समुद्र के जल से निकाला हुआ नमक ऊपर की ओर पहुँचाया 
जा रहा है। राजामन्द्री से नीचे चल कर बाँध को हमें अवश्यमेव 
देखना चाहिए, जिसके द्वारा नदी का पानी नहरों में लिया जाता है 
और डेटा के खेतों में सिंचाई के काम आता है। 
पक ही दिन की यात्रा के पश्चात्‌ हम विज्ञगापट्टम भाते हैं। 
यहाँ डेह्टा की भूमि नहीं दिखाई देती, क्मोंकि घाद समुद्र फे बहुत 
निकट हैं, और तट चटियल है भोर तूफान के दिनों में ख़तरनाक हे। 
परन्तु विज्ञगापद्मम किसी दिन अच्छा बन्द्रगाह हो जायगा। 
हमारा कप्तान 'डालफिन्स नोज़' नामक विशाल चद्वान को बतलाता 


समुद्र-तट की यात्रा २६३ 


है, जो सम्लुद्र में दूर तक निकली हुई हे। यह चट्टान लहरों के बल 
को तोड़ने के लिए समुद्री दीधार का भाग होगी, ओर गहरे पानी 
का बन्दर बनाने के लिए दलूदल की मिट्टी खोद कर फंक दी ज्ञायगी | 
जब ऐसा हो ज्ञायगा तो विज्ञगापट्टम की गिनती इस तट के अत्यन्त 
सुरक्षित बन्द्रों में की जायगी। 

यह मद्रास प्रदेश का अन्तिम बन्दर है जहाँ हम ठहरते हें। यदि 
हम आगे चल कर उत्तर की ओर किसी छोटे बन्दर पर टहर ओर 
पूर्वी घाट की सब से उँची चोटी महेंन्द्रगरि पर चढ़ जाय, तो हम 
को पूर्धवे की ओर चोरस ओर खसकरा तटीय मैदान दिखाई देगा ओर 
पश्चिम की ओर जड़ुलों से ढकी हुई पहाड़ियाँ देश पड़ेंगी जो यहाँ 
धरती की ओर १०० मील दूर तक चली गई हैं। हम यहाँ सुन्द्रः 
चिलका भील ( अध्याय १३ ) को भी देख सकते हैं, जो एक छिछली 
खाड़ी द्वारा समुद्र से मिली हुई हे । 

अब हम महानदो डेढ्टा के दक्षिणी सिरे के निकट हैं। जब हम 
उस के रेतीले तट के किनारे किनारे यात्रा करते हैं, तो हम को तट 
पर हो पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ जी के मन्दिर की चोटियाँ देख पड़ती 
हें। यदि हम मेले के समय इस नगर की सेर करें, तो उसकी सड़के 
यात्रियों से खचाखच भरी हुई मिलगी। यहाँ से रेल द्वारा थोड़ी सी 
यात्रा के पश्चात्‌ हम कटक पहु'चते हें जो डेब्टा के केन्द्र में एक 
नगर है। इस डेह्टा में तीन बड़ी नदियाँ और बहुत सी नहरें हें । 
यह डेंढ्टा भी पूर्वी तट के अन्य डेढ्टाओं से बहुत मिलता ज्जुलता है। 
ऐसा मालूप्त होता है कि जितनी घरती है उतना ही पानी है। 
बरखात के दिनों में पानी अधिक मात्यूम होता है। धरती के चोरस 
होने के कारण पानी का बहना कठिन हो जाता है। जिधर निगाह 
उठा कर देखो घहों ताल, दलवृल, गड़े, खाड़ियाँ, नहर ओर नदियाँ 
दिखाई देती हें। इन डेल्टाओं पर हम को पान की बेल, गन्ने की 


२६७ द भारत-साप्राज्य ओर लंका 


पंक्तियाँ ओर धान के बहुत से खेत देश पड़ते हें। खेतों के बीच की 
मेंडों पर नारियल के पेड़ डगा दिये गये हैं। बाँस, इमली और 
पीपल के कुञ्ञों के बीच में प्रत्येक गाँव अपने मन्दिर सहित ऐसा 
मात्यूम होता है मानो वह दलदल ओर नदी के बीच में एक टापू हो । 
महानदी का डेढ्टा गंगा व ब्रह्मपुत्र के डेब्टा के बहुत समीप 
पहुच गया है ओर सारा ही तट चौरस है। मार्ग में हम को जल 


न्श 


कु 





बंगाल के चोरस ढेल्टा वाले तट पर मछुए | 


पीला मिलता है। इससे पता लगता है कि पानी छिछला है, ओर 
कप्तान के चार्ट से भी ऐसा ही मात्य्म होता है। जब हम हुगली नदी 
के मुद्दाने पर पहुँचते हैं जो गड़ा के डेंढ्टे का मुख्य मांगे हे, तो हम को 
अनेक 'प्रकाश-फे-जहाज़” लड्भर डाले हुए देख पड़ते हे। थे समुद्र पर 
ऐसा ही काम करते हैं जेसा थर पर प्रकाश-घर। उनकी बड़ी 
छालटेनों .की चमकीली रोशनी जहाज़ के कप्तानों को चेतावनी देती 


समुद्र-तट की यात्रा द २६५ 


है कि वे अपने जहाज़ों को रेत के टीलों में न फँसा दें। यदि हम 
यहाँ रात को पहुंचते तो हमें -सुबह तक यहों लंगर डाले रहना 
पड़ता | प्रातःकाल फे समय एक प्रकाश-घर से नाव में बेठ कर 
एक मलाह आता है जो कलकत्ते तक हमारे जहाज़ को नदी में लेता 
है। यह कार्य बड़ा कठिन है। हुगली नदी में धारा और ज्वार 
बड़े प्रवछ होते हैं ओर उसका पेटा सदा हटता रहता है, जो दिन 
प्रति दिन कहीं गहरा ओर कहीं छिछला होता रहता है। नदी में 
ओर उस के किनारों पर ऐसे चिह्न रुगा दिये गये हैं, जो पथ प्रद्शक 
का काम देते हैं। बिना किसी .एक ऐसे माक्की की सहायता के 
जिस ने नदी के पेटे के परिवर्तनों की वर्षों तक भलीभाँति जाँच- 
परताल न फी हो, कोई भी मलाह अपने जहाज्ञ को खेने की हिम्मत न 
करेगा । वह बड़ी सावधानी से जहाज्ञों को. उसी समय ले जाता है 
जब ज्वार पूरा होता है और पानी गहरा होता है। हुगली नदी का 
ज्यार दिन में दो बार बारह फूट उठता ओर गिरता है ( देखो 
अध्याय १३ )। ह क्‍ 
७--हुगली नदी के मुहाने पर ओर इस बड़े डेल्टा के सारे तट 
फे किनारे पर बहुत से छोटे छोटे टापू हैं, जो उस मिट्टी से बने हुए हैं 
जिसे ये दी बड़ो नदियाँ सदा समुद्र में डालती रहती हैं। इस डेब्टा 
का एक बड़ा भाग खुन्दरबन कहलाता है। यह जड़लों से ढका हुआ 
है, और चीतों का घर हे। नदी में आगे बढ़ कर हम को दोनों ओर 
के तर चोरस ओर दलदली देख पड़ते हें। यात्रा कुछ घण्टों में 
समाप्त होती है, क्योंकि माफी को इस टेढे मेढ़ें जल-मार्ग में बड़ी 
सावधानो से आगे बढ़ना पड़ता है। हुगली नदी बड़े चहल-पहल 
की पानी-की-सड़क है, ओर इस में सभी प्रकार की नावें व जहाज़ 
भरे रहते हैं। इस में वे नावें खेई जाती हैं जो हवा से चलती हैं, 
या ज्वार के साथ साथ उसी के बल पर आगे बढ़ती हैं। मछुओं 


२६६ भारत-साम्राज्य ओर लंका 


की नाव भी देख पड़ती हैं, ओर पाट व धान के छिलकों से बहुत 
ऊँचे तक लदी हुई चोरस डेंढटा के कोलों से आने वाली डोंगियाँ 
भी दिखाई पड़ती हैं। हम चोरस पेंदे के जहाज़ जिनके दोनों ओर 
डॉंगियाँ बंधी हुई हैं देखते हैं, ओर इईंञश्िन द्वारा चलने वाली 
किशितयाँ देखते हैं। दोनों तटों पर बहुत सी नावें और डोंगियाँ 
बधो हुई देख पड़ती हैं। माग में हम को कलकत्ते से आते हुए बहुत 
से स्टोमर मिलते हैं, ज्ञो संसार के सभो भागों से माल ले जा रहे 
हैं। अपनी भरण्डियों से कप्तान बतला सकते हैं कि वे किन देशों 
को जा रहे हैं। शीघ्र ही हम अनेक पाट के कारखानों को पीछे छोड़ 





».- | ६ न्‍ ० पद, की हो 2 न हक हक व: शक 28 है २ िक 2, + 
है हि 50९ औ8 - ० दि 28 ५ पल 2 2 5 ४2५४ ...+७ « ७ 750१: ५.४६ दे 2 है? कि कक है का 
५3५ 320. ० प 2 कक 2 0042:2. + 0 उप पिलफो 2.5. 0 के... 20.47222000७....७..५ ५. ७०००४-७-००+२७-२५००००० ००००० "हे -० 


छन्द्रबन - आधी घरती और आधा पानी । 
देते हैं, जिनको ऊंची चिमनियों से धूआँ निकल रहा है। यहाँ पाट 
काता ओर बुना जाता है। अन्त में विशाल नगर द्वश्िगोचर होता 
है जो नदी के दोनों ओर बसा हुआ हे। हमारा जहाज़ भी अन्य 
अनेक स्टोमरों के पास लंगर डालता है। 

कलकत्ता पशिया का दूसरा बड़ा नगर है, ओर उस का सब से 
चड़ा चहल-पहल का बन्द्रगाह है। हम पहले द्वी पढ़ चुके हैं 
( अध्याय ६ ) कि यह इतना प्रसिद्ध क्यों हो गया। नगर में उस की 
खयबालच भरी हुई सड़कों पर सेर करने में, उस के अज्ञायब-घर, 
अस्पताल, कालेज, स्कूल घ उसके खुन्दर बाग और बागाचों में घूमने 


समुद्र-तयट की यात्रा २६७ 


में हम को कई दिन छग जायंगे। हुगली नदी के दोनों किनारों पर 
मीलों तक हम नावें देखते हैं, जो तट के छोटे छोटे चबूतरों से नदी में 
उहरें हुए बड़े स्टीमरों को माल ले जा रहीं हें--मिलों से बोरे, 
बड़ाल से पाट, आसाम से चाय और रानीगंज की खानों से कोयला 
नदी के पुल पर चढ़ कर, जो कलकत्ता ओर हावड़ा को भिलाता है 
हम जल पर बहुत से माल ओर मुसाफ़िरों के बड़ी फुर्ती से जाने क्रा 
द्ए्य भली भांति देख सकते हैं । 


६ $ ५ पर 
ड़ क्र ह 
९, ) 4 
४-२९ है रॉ 


है के *:-.. 0 है; 
भर की के 
न है 

ज् हर ९ 
कि 2-4 





8 हे है 2 है ले... के ““+ , 
कलकत्ता - हुगली नदी में स्नान करना । 


पक अच्छे नक़शे से मालूम होता है कि कलकत्ते से कई रेल को 
लाइनें गड्ग नदी को घादो में हो कर जाती हैं। इन के द्वारा हम 
पटना, बनारस, इलाहाबाद ओर कानपुर जा सकते हैं; आगरा 
ओर देहली होते हुए लाहोर पहुँच सकते हैं, ओर आगे बढ़ कर दूरवतों 
पेशावर तक जा सकते हैं। एक ओर लाइन द्वारा हम दक्षिण 
भारत को पार कर के नागपुर होते हुए बम्बई पहुँच सकते हैं, या पू्वों 
तटोय मैदान पर यात्रा कर के मद्रास को जा सकते हैं। हम रेल द्वारा 
उत्तर को ओर भी जा सकते हैं। इल यात्रा में पहले हम को गड्डा 


२६८ भारत-साम्राज्य ओर लंका 


नदी का बड़ा सुन्दर हाडिञ्ञ पुल मिलेगा; फिर हम चोरस 
पैदान को पार कर के हिमालय क्री तरेटी में पहुंचेंगे, और चहाँ से 
हम एक छोटी सी रेल द्वारा ऊपर चढ़ सकते हें ज्ञो बहुत फेर फे बाद 
दाजिलिडू तक पहुँचती हे। यह नगर किंचिनचिंगा की हिमाच्छादित 
चोटी से अधिक दूर नहीं है। यदि हम जाड़े फे मोसिम में यहाँ 
आवे', तो नगर की भूमि, पेड़ ओर मकान सभी गहरे तुषार से 
ढके हुए मिलेंगे। 

गड्ा के चोड़े डेल्टा की कोलों द्वारा जल-मार्गों का बड़ा खुन्द्र 
सम्तूह बन जाता है। इन के द्वारा नदी-स्टीमर चारों ओर हम को 
मोलों दूर ले जा सकते हैं। इस पुस्तक के सूललेखक ने एक बार 
ब्रह्मपुत्र नदी में पएक्र सप्ताह से अधिक दिनों तक यात्रा की थी और 
वह करीब करीब उस स्थान तक पहुँच गया था, जहाँ यह विशाल नदी 
तिब्बत को छोड़ कर भारतवषे में प्रवेश करती हे । यह व्यापार का 
बहुत बड़ा जल-मार्ग हैं, ओर प्रायः सारे ही मार्ग में उसे निचले 
योरल तट मिले। राह में डसे ओर भी स्टीमर और नावें मिलीं 
जो तट के चाय के उपबवर्नों से कलकत्ते को चाय ला रही थीं । 
बहुत दूर पर उसने ऊंचे हिमालय प्रेत को देखा ओर उस की कुछ 
हिमाच्छादित चोटियों के भी दशंन किये। नदी में रेत के टीलों पर 
बड़े बड़े मगर घूप खा रहे थे। अन्य स्टीमर गड्ढा नदी द्वारा 
पटना को माल ओर मुसाफिर ले जाते हैं। 

८--हमारा कप्तान जहाज़ के इंजिनों के लिए रानीगंज का 
कोयला मोल लेता है ओर एक माकी की सहायता से हम हुगली 
नदी के मुहाने तक पहुंचते हैं। फिर हम डेढ्टा के किनारे के चोरस 
टापुओं के निकट होते हुए पूर्व की ओर चलते हैं, यहाँ तक कि हम 
फ्क नदी के मुहाने पर पहुँच जाते हैं ओर उस में कुछ ऊपर चल कर 
चटगाँव के बन्दरगाह ( अध्याय ६) पर आ जाते हैं। जेसा हम 


समुद्र-तट की यात्रा २६६ 


ऊपर पढ़ चुके हैं, यहाँ पर जहाज़ चाय, पाट ओर चावल से लदे 
हुए हैं। ये बस्तुएँ उस रेल द्वारा लाई गई हैं जो आसाम की 
घाटियों और पहाड़ियों में हो कर गई है । 

दक्षिण की ओर चल कर हम शीघ्र ही भारत को पीछे छोड़ 
देते. हैं, क्योंकि अब हम ब्रह्मा के तट के निकट आ गये। यह मलाबार 
तट से मिलता जुलता है, परन्तु यहाँ बहुत कम 'लगून” हैं, थोड़ी ही 
दूर भीतर चल कर जड़लों से ढके हुए अराकन योमा हैं। पश्चिमी 
घाट की तरह इन पर भो बहुत भारी वर्षा होती हे, और यहाँ से 
अनेक छोटी छोटी नदियाँ निकल कर समुद्‌ में गिरती हैं । इन में से 
एक के मुहाने के निकट अकयाब नगर छखित हैे। इस तट पर केवल 
इसो बन्दरगाहु पर हमारा जहाज़ ठहरता है। यहाँ से छोटे छोटे 
स्टोमरों में बेठ कर हम अन्य छोटे बन्द्रगाहों को ज्ञा सकते हें । 
फ़सल के समय इन बन्द्रगाहों को नावे' ओर छोटे जहाज पहुँचते हैं, 
जो तथ के निकट को चोरस तर भूमि पर पेदा होने वाले चाघल को 
ले जाते हैं। ब्रह्मा से बहुतसा चावल भारतवर्ष को आता है। 
मलाबार के विपरीत इस तट पर बहुत से टापू हैं। इन में से कुछ 
समुद्र के तले पर स्थित ज्वालामुखियों से बने हैं । 

जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर बढ़ते जाते हैं इन टापुओं के 
बीच में से हम यह देखते हें कि अराकन योभा नीचे होते जा रहे हें । 
अन्त में वे नीचे रेतीले निगराइस अन्तरीप पर साशाप्त हो ज्ञाते हैं । 
ज्यों ही हम यहाँ हो कर निकलते हैं ओर पू्चे की ओर मुड़ते हैं हम को 
पानी के रड्ू से माल्यूम् हो जाता है कि हम इरावदी नदी के मुद्दाने के 
सामने हैं। यदि हमारा जहाज़ बड़ा न हो तो हम इन में से एक के 
द्वारा बेसीन पहुँच सकते हें। अकयाब की तरह यहाँ से भी धान 
बाहर भेजा जाता है जो चोड़े डेढ्ट। पर पेदा होता है ओर जो सेकड़ों 
नावों ओर स्टीमरों तथा रेल द्वारा यहाँ लाया ज्ञाता है। इरावदी के 


२७० भारत-साम्राज्य ओर लंका 


मुख्य मुद्दाने में गड्डा के मुहाने की तरह बड़े व्यापारिक जहाज़ नहीं 
आ ज्ञा सकते। परन्तु डेल्टा के पूर्वी सिरे पर हम अपने साथ एक 
माो को लेते हैं ओर रंगून नदी पर यात्रा करते हुए नदी में रंगून 
बन्द्र में लंगर डालते हैं ( देखो अध्याय १७)। हम इस चहल-पहल के 
बन्दरगाह के व्यापार के विषय में पहले ही पढ़ चुके है। इस का 
नसबर अब भारत-सात्नाज्य के सब से प्रसिद्ध बन्द्रगाहों में तीसरा है । 





हवाई जहाज़, ओर भूगोल सीखने को नई रीति | 


हम इस नदी में प्रोम ओर माण्डले हंते हुए दूरस्थ भामू तक यात्रा भी 
कर चुके हैं। सीताडु की घाटी में जाने वाली रेल द्वारा हम रंगून से 
मांडले भी पहुँच सकते हैें। इस लाइन पर छ्ित पीगू नगर से हम 
एक शाख द्वारा मतेबान पहुँच सकते हैं, जो सालबिन नदी के तट पर 
स्थित है। यहाँ से एक छोटा स्टीमर मुसाफ़िरों को नदी के मुहाने के. 


समुद्ग-तट की यात्रा २७१ 


पार मोलमीन ले जाता है। मोलमीन से हम एक सड़क द्वारा पहाड़ों 
ओर जड़लों को पार करते हुए श्याम पहुंच सकते हैं । 

६--अब हम अपनी यात्रा का अन्तिम भाग पूरा करते हैं। हम 
ब्रह्मा के तनासरिम तट के निकट चलते हैं ओर टेवोय नदी के मुद्दाने 
पर लड़र डालते हैं, जो भीतर के पवेतों से निकलती है। नगर 
मुहाने से पेंतीस मील दूर है और यहाँ पहुंचने के लिए हम को किसी 





- ४ एएत 





भूगोल सीखने की पुरानी रीति । 


अग्निबोट या पालदार नाव पर बेठ कर जाना पड़ेगा। यहाँ हम वे 
छोटे छोटे जहाज़ देख सकते हैं जो नदी के पेटे से मिट्टी खुरचते हें 
और पहाड़ियों से बहाई हुई टीन को इकट्ठा करते हैं। टीन दक्षिण की 
ओर सिंहपुर भेजी जाती है, और वहाँ गला कर साफ़ की जाती है| 
ज्ञब हम टेवोय से चलते हैं तो हम को मालूम होता है कि हम बिखरे 
हुए चौरस टापुओं के समूह में हें जो नारियल के पेड़ों से ढके हुए हैं । 


२७२ भारत-साप्राज्य ओर लंका 


हम मरगूई के छोटे बश्द्रगाह पर रुक सकते हैं। यहाँ से तट की 
तर भूमि पर पैदा होने वाली रबड़ विदेशों को भेजी ज्ञाती है। अब 
मलय प्रायद्वीप संसार में रबड़ पेदा करने वाला मुख्य प्रान्त हे। यह 
बनदरगाह ब्रह्मा के मोतियों के व्यापार का भी केन्द्र है, क्योंकि 
मोती वाली सीपियाँ इन टापुओं के आसपास के छिछले सागर में 
खब पेंदा होती हैं। विकोरिया अन्तरीप पहुंच कर हमारी यात्रा 
समाप्त हो जाती है। हम भारत-साप्राज्य के दूसरे किनारे पर 
आ गये। यदि यहाँ मलय प्रायद्वोप के तड़ भाग के आरपार 
जहाज्ों के लिए. एक नहर खोद दी जाय, तो वे श्याम की खाड़ी में 
पहुंच सकते हैं । 

हमारी दीघे यात्रा अब समाप्त हो गई। इस यात्रा की रुम्बाई को 
नक़शे पर नापो। मुख्य बन्द्रगाहों के बीच की कुछ दूरियाँ नीचे 
दी ज्ातो हैं :--कराँचो से बम्बई तक, ४८५ मील ; बम्बई से कोलम्बो 
तक, ८६० मील ; कोलम्बो से कलकत्ते तक, १,२४५ मील ; कलकत्ता 
से रंगून तक, 9६० मोल ; रंगून से कोलम्बो तक, १,२४० मील | 

राह में हम बहुत से नगर ओर अनेक प्रान्तों की सेर कर छुके । 
चहाँ के रहनेवाले मनुष्य सब एक से नहीं हें। उन का पहनावा, 
उनके रीति रिवाज, उनकी भाषाएं, उनके घर ओर मन्दिर, यहाँ तक 
कि मछुओों की नाथें ओर वे मछलियाँ भी जिन्हें थे पकड़ते हें, अलग 
अलग स्थानों पर पृथक प्रथक्‌ हैं। अपने रजिस्टर में कप्तान ने प्रत्येक 
रात्रि का वर्णन विस्तारपू्वंक लिछल लिया है -- वे बन्दरगाह जहाँ हम 
ठहरे थे, वे ध्यान और समय जहाँ उस ने तट पर प्रकाश घर ओर 
अन्य पथ-प्रदशक चिन्हों को देखा था, प्रत्येक दिन समुद्र शान्त था 
या अशान्त, वे दिशाएँ जिन में उस ने समय समय पर जहाज़ चलाया 
था और वे जहाज़ जो उसे माग में मिले थे। अपने चाटे पर उसने 
अएनो यात्रा के मार्ग को अड्धित कर लिया है। हम ने एक बहुत बड़ा 


समुद-तट की यात्रा २७३ 


पाठ सीख लिया हे, क्योंकि हम ने अपनी आँखों से देख लिया हे कि 
समुद्र संसार की बहुत बड़ी और विस्तीणे सड़क हे। जहाज, 
बेलगार्डी या बाइसिकिल या रेलगाड़ी की तरह नहीं हे , इस के लिए 
सड़क बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह संसार के किसी 
भी तट या बन्दर को खेया जा सकता है, चाहे वह कितनी ही दुर 
क्यों न हो? वास्तव में समुद्र देशों को अलग नहीं करता। 
वह हमारी पृथ्वी के भिन्न मिन्न थल-मार्गों को एक दूसरे से मिलाता है 

ओर उन को एक संसार बनाता है । 


जअभ्त 


भारतवष, ब्रह्मा ओर लंका का नक़शा खींच कर उसमें एक ट्टी हुई रेखा द्वारा 
उपरोक्त समुद्री यात्रा दिखाओं, ओर उन रूथानों को स्थिति बनाओ व मास लिखो 
जहाँ जहाज़ ठहरा था । 


श, ]. (,ज्ज्न्त 5 


शब्दान॒ुक्रम णिका 


ग्रकयाब 
ग्रजमेर 

खटक 

अटलाॉटिक महाघागर 
गरदन 

खनामलय अश्रयी 
झखन्‌धपुरा ( अलुराधपुरा ) 
सन्‍दमन टापू 

वअपर ब्रह्मा 
फाफगानिशस्तान 

अफ्रीका 

अ्रमस्ततसर 

भ्रम्बाला 

खरकाट 

प्रय 

सरब सागर 

ख्राकन योमा 

स्रावली की पहाड़ियाँ 
अर्नाक्युलम 

अलेपी 


अहमदाबाद 


खागरा 


ञ्ठ्र 


त्श्रा 


ग्रादम की चोटी ( माउंट पेड़ो ? 


3९9) 

2 0606: 

500८६ 

43]9.0९2 (2८९६॥7 

3 (८१ 

खितातवावदा ता रिक्वा।ए€ 
खफा तीध[एपाए 
20.709॥99 5]9708& 
एल (प्ञ79 

4 | ए ता50937] 

23 ९५:98 

0. 597 

43) ))989॥] 90 

23) १(:()| 

<3890 

0 )077) >> 

378 रघ7)) 3 छातव 
2).]85४0[[ ९972८ 
[079  प)! 

2 ] [092९ 


४3 !१॥0:( [933 (] 


0278 
७॥। 2097 (१/॥. 706€607०0) 


शब्दानुक्रमणिका 


आल्पस 
आसाम 
आस्ट्रया 
ग्रास्ट्र लिया 


इंग्लेंड 

इटखी 

इन्दोर 

इरावदी नदी 
इलाहाबाद ( प्रयाग ) 


ईरान ( फ़ारस ) 


डटकमंड ( ऊटी ) 

उड़ीसा 

उत्तरी पअ्रमेरिका 

उत्तरी पश्चिमों सोमान्‍्त प्रदेश 
उत्तरो महासागर 

उदयपुर 


एशिया 
ऐवेरेशट की चोटी 


झरें गाबाद 


“05 


२३५ 


2) [75 
23;559॥7) 
4 7१5(9 


2 5079[|5 


्रगप्रीबार्त 

[09५ 

[70076 

450ए9400५ वशाएटा 
8|]8)9090 ( ल्‍079५9£2 ) 


[?€59 


(2008८%7)प70 ( (20/५ ) 
()7558 

र२०0॥ 76709 

.-७४, एणाएएा ?2070८4१ 
कै एए (0९९5 


(त9एपफ7ः 


059. 
[[. एटाटड४ड[ 


72३॥॥ ६ ७ १4:92 76 


२७६ भारत-साप्राज्य ओर लंका 


कृच्छ 

कच्छ का रन 
कच्छ की खाड़ी 
कटक 

कनाडा 

कनानोर 

कंधार 

कराकोरम दर्रा 
कल्लकत्ता 

कश्मीर 
कांजीवरम ( काँची ) 
काठियावा ड़ 
कानपुर 

काबुल 

काबुल नदी 
कावरी नदी 
कारवार 
कालीकट 
कालोमीर अनन्‍्तरोप 
कालूदन नदी 
किंचिनचिंगा 
किरथर पहाड़ 
कुमारी अन्‍्तरीप 
कुम्भकुनम्‌ 

कुगं 

कलाबा पहइंट 
कृष्णा नदी 


पा 


कटने 


केंडी 


क 


(;॥९)) 

(शत) 0। (७४०) 
(30]६ 0 (07 
( !(7८[९ 

(:97)909 
(:8777]070१ ८: 
 ताततीधा 
िधाओर0790 955 
(9]20॥9 

[५ 85॥॥77 
(:07]0९6ए४०४॥) ( +िययाए) 
ितात4एछगा 
(:8७7[007८ 

[५ ))॥।] 

रिश्टा नि )प) 
रिएटा (8पए४०१% 
पताशणवा 
('9टा 

व शार ए07 
सियएत0त)) रिए०।' 
जितवटाव]णाए 
जिकतशा रिपत्ाए 
( 800 (+शा0ा] 
पा।तरताशा। 
(00०९ 

(0]909 7?07/ 
[7]5#779 रिएटा' 
( _9707 


7९ 3॥0]५ 


शब्दानुक्तरमणिका २७90 


कैमूर की पहाड़ियाँ ॥्‌ क्षंग्रापा' वरतताहुए 

कैलाश ( गंगरी ) परत +क्र55 ((ज्लाए7)) ।९०॥ए० 
कोको टापू ( 0९0 45५ वात5 

कोकानडा (0८97905 

कीचीन (१0८॥॥7 

कोनकन तट [६ ०0 

कोनर (*007007 

कोलम्बो ( .020॥90 

कोलर ६ 0[07 

कोलेख्न नदी एए८० (:0]00007 
कोहाट (छा 

क्रिलन (307 

क्कोनलन पचत ॥्‌घला-,00 ४ 6प्ातवंपरर 


क्वरेटा (30 
सत्र 


खम्भात को खाड़ी (+5परक 0 ((80७93५४ 
खासी पहाड़ियाँ ए्‌ 85 विड 
खबर की घाटों 4५ ] 9५9 ७॥ ॥255 
खेरपुर 6 धाएपा' 

ग 
गंगा नदी चिए्टा (जताएएफ 
गंजाम (+ त[0॥ 
गंडक नदो [एटा (390 २ 
गया (99% 0. 
गाडविन आस्टिन को चोटी जि, (+0क्‍0७ाा 4 एप 
गिरिडिह (दाता 
गुज़रात (क्रावाता 
गंंटकल (3 पा 0। 


गेली (55८: 


र्क्ट 


भारत-साप्राज्य ओर लंका 


गंशे की पहाड़ियाँ 
गीओआा 

गोदावरी नदी 
गोमल दरों 
गोलकंडा 

गोलंडो 

ग्वालियर 

ग्रेट बिटिन 


घघ्घर नदी 
घाघरा नदी 


चरूबल नदी 
चटगाँव 
चिंगलपट 
चित्तोड़ 
चिदमवरम्‌ . 
चिनाब मदी 
चिलका भील 
चीन 

चेदूबा 
चेरापू जी 


छिन्दविन नदी 
छोटा नागपुर 


जज्ञीबार 
जफना 


(>970 5 
(7309 

रएटः (5009एत7ा] 
(>तावता रिक्ष55 
(730[टफपा0त95 
(3>04प700 
(7७99]07 

(जाता 30 थ॥ 


(एटा (जीवएए97 


रिफ्टा (5028 


राणा ( न्‍॥7।99व 
( :)7789 2072 
()॥॥720[0५६ 
(7॥॥57 

( :3(9709॥ 97] 
परए८९१ (77909 
(.7]779 4.,3]:2 
(माय 
(-)6त0प०998 


(.॥6४079[007॥)] 


7२५७०४ ९( .)70 ए]7] 


(]3049 '३०९])पा 


श्वारलडिएवघाः 
2७2 


जबलपुर 
जमशेदपुर 

जयपुर 

जलंधर 

जापान 

जावा 

जेंतिया पहाड़ियां 
जसलमेर 

जोधपुर 


भरिया 
भांलम नदी 


टिसिटा नदी 
टेवोय 
टोची दर्सरा 


डिंडीगल 

डरा इश्माइल खाँ 
डरा ग़ाज़ी खाँ 
डोडाबद्दा चोटी 
डौलफ़िन्स नोज़ 


डाका 


शब्दानक्रमणिका 


५ 


२७६ 


|५०00॥07८ 

॥ 877560]06 
ांफ्पा 
पाते 

॥ 00408 

[०79 

| 5 हरर।!& 
59प6ढा 


।00॥ प्रा 


॥6€779 


शाप ॥॥6एा॥। 


रिएट' ।59 
' 9 ह () ऐप 


[06टी)॥ 42॥55 


[जाताएप। 

[209 जाता किया 
[267 (जीबटा व 
[2009800209 42695४२ 


)00]॥7)0॥77*$ २०४८ 


>80९ 


२८० 


भारत-साप्राज्य ओर लंका 


त 
तंजोर 
तनासरिस योमा 
वाप्ती नदी 
तिनेवेली 
तिब्बत 
तिल्लीचेरी 
तंगभद्गा नदी 
तूतीकोरन 
त्रावनकोर 
ज्रिकोमाली 
त्रिचनापली 
त्रिवन्द्रम्‌ 


थर मरुभूमि 
थाल घाट 


द्कन 
दाजिलिंग 
देहली 

देहली का सूुबा 
दोलताबाद 


धनुषकोटी 
धारवार 


धोलगिरि 


पं|06 

हू (95550 ४०॥॥७& 
२ए८। वश: 

[700 ए४९।॥६ 

है कीट । 


[2॥॥४९४१९ 


पृ [[एणयया]) 
प[फ४ा९0व% 
१77700779॥। 

| 70[॥0[30[१ 


'['७9४7 [॥॥07?) 


[00 !)2७७८१९ 
[१] ("7 


[)((:8!' 
[297]06॥॥7४ 
[)0][| 

4)22[0] [20 प४000 


[337!9[ 999 ९! 


)79470098 (0: 
)0[97/ एछप्ता 


[प5प्वा 82९ 


नंगापवतत 

नंदादेवी 

नमक का पहाड़ 
नारायणगंज 
नमंदा नदी 
नसोराबाद 
नागपुर 

निकोबार द्वीपसमृ ६ 
निग्राइस अन्तरीप 
नीगापट्टम्‌ 

नेटाल 

नेलोर 

नेवारा इलिया 
ननीताल 

नपाल 

न्‍य साउथ वेल्स 


पंजाब 

पटकोई पहाड़ियाँ 
पटना ( पाटलिपुत्र 
पन्ना 

पम्बम्‌ 

पलामकोट 

पलार नदी 

पश्चिमी घाट 

पाक जलडमख्मध्य 
पांडिचेरी 

पालघाट दर्रा 


उनदबार 


शब्दान॒क्रमणिका 


२८१ 


िल्काए। जता 
बिता (306ए7॥ 
955[0 रिश्वत ८ 
च७85079॥| 
[एटा ऊिता॥9त0: 
चिता 090 
चितएएता' 
00007 458705 
(9[76 ४९एव5 
१० ७])9॥ 0॥ 
जिटात'! 

20]: 
चितएा। पिध्य 
त]9! 

कि (१४), | 


चिलचए ५७)॥॥।।ह) ४90९५ 


(पा 
]१9($ 0] ॥|[5 


रिक्त ६ [00079 ) 
रित्तात 
[2 80.[03। 


729]5॥0:089|) 
[रात वात 
६४ (5 ह€॥॥] (70[5 
|'9 5 5!79॥! 
एजाताकारला 


।'9]2॥97 (+]7 


भारत-साप्नाज्य ओर लंका 


पिनांग 

पीगू 

पीगू योमा 

पीरू 

पुनानी नदी 
पुतेगाल 

पुरी 

पुलोकट कोल 
पुना 

पूर्वी घाट 

पगन 

परियार नदी 
पेशावर 

पसिक्रिक सहासागर 
पिप्राई द्वीप समृह 
प्रोम 


फारस 
फ़ारस को खाड़ी 
फ्रान्स 


बक्सर 

यर्किंघम नहर 
बंकोक 

बंगलोर 

बंगाल 

बंगाल को खाड़ी 
बद्दोकलोआ 


?67)97)2 

श्ल्ट्र्प 

एिटट्ल्‍प ४०78 
श्हाप 

रिएटा र07थ्ा। 
70पष्टुथी 

शिप्रात 

स्‍20]06288 .8]:९ 
[20079 
क्‍0950707 (७85 
79९2७) 

रिफ्टा ऐ्रेटाफ़का 
स्‍689 फ़क्षा' 
7?8270० (0८९४१ 
7?0[7&॥$ 


]27070€ 


)26758 
(>0][ 0 ?26759 


779706 


85०7 
उप्रदादाशाबा। (ब्रा 
5770९ 

327729]076 

367९ 

299 ०ए 8८7॥7४९७॥ 
8296090908& 


बड़ोदा 

बनारस ( काशी ) 
बन्नू 

बम्बई 

बम्बई प्रदेश 
बस्तर 

बरमिंधम 

बरार 

बरेली 
बलूचिस्तान 
बारक नदी 
बिरहामपुर 
बिलारी 

बिहार ओर उड़ीसा 
बीकानेर 
बीजापुर 

जऔीदर 

बेतवा नदी 
अल्लगाँव 

बेसीन 

बेज़वाड़ा 

बोलन दर्रा 
योडविन 

थ्रह्मपुत्र नदी 
ब्रह्मा ( बरमा ) 
ब्रिटिश साम्राज्य 
ब्लेअर बंदर 


भड़ोंच 


भामू 


२८३ 


37009 

८7972५5 (६ ०95 ) 
छि्चाए 

80770999५ 
430770297 7८५४१6९४८फ9 
पिम्चड्जाधा 
जि7792॥9॥) 
उिटा9 

39768॥ए 
डिन्योपएटआ5डाधा 
रचा 2479 
47 एप 
8९)।७॥५ 

छ27 270 ()7१559 
8४ 20 

579०एपा 

छातदा 

२ए८४ 32एछ89 
96४ ०प77 
395508॥7 
362ए909 

980287 7955 

32890 फएव॥0 

एटा ठि.207)/ु)पा ३ 
8 प्रा 

छतपंशा फ्रणाओंए2 
70070 8)|शा7 


8702५ 39 
309770 


भारत-साप्राज्य ओर रुका 


भारतवव 
भारत-साम्राज्य 
भावलपुर 
भूटान 

भूपाल 

भोर घाट 


मगध 

मंगलोर 

मथरा 

मद्रास 

मद्रास प्रदेश 
मध्य प्रदेश 
मध्य भारत 
मनार का टापू 
मनार की खाड़ी 
मनारगूदी 
मरगुई द्वीपसमृह 
मरी 

मतंबान 

मलय प्रायद्वीप 
मलाबार 
मलाब्रार अन्तरीप 
मसली पद्टम 
मंसूरी 

महादेव पहाड़ियां 
मद्दानदी 
महाबल्ञी गंगा 
महाबली पुरम्‌ 


[0[: 

एशताबा छत ९ 
5#2एछ 89007 
छिापणाशा। 

(003॥ 

007 (जाता 


[97904[9 

४(8॥29 [072 
५648 | 

४ 80785 

६07985 [?776९50 ८९५ 
(८० स्‍2097085 
(९ा08] ॥70॥9 
शिल्नाता दताते 
(70७ 0 /ध्वाएा 
जिक्वाब्ाएपता 
भधटाएंप ब5ताते5 
शिीपा।02८ 

[७7[0 2 0[] 
७७४ 6ह7750[& 
०8 08॥ द 
४०]०००४7 |'077 
४०50 [08[8.॥7 

५ 0७50070 
०।90€८ए ॥॥5 
रिएटा ०।97080| 
० 39४९॥ (58729. 
००७०० प्राक्षा) 


शब्दानुक्रमणिका 


महाबालेश्वर 
महेन्द्रगिरि 
मांडले 
मानपरोवर क्रील 
मारमागोआ 
मयावरम्‌ 
मारसेल्स 
मारिशस 
मालद्वीप 

सालवा 

मिशीना 

मिस्र 

मुशिदाबाद 
मुल्तान 

मेकल को पहाड़ियाँ 
मेघना नदी 

मेसूर 

मोलमीन 

मोज़ पगन्तरीप 


यनांगयांग 
यमुना नदी 
यांगटिसीकांग 
योरुप 


रंगून 
रंगून नदी 


राजपुताना 


राजमहल की पहाड़ियाँ 


र८५ 


४ &09809)880 प्रद्षा 
)॥७)367078॥॥7 
०7)09[9 ५ 
[,076 ४ ०7)59870 छब्वा' 
४ 87778 2280 
४9५ वएथ79॥7 

१ ०275८25 

४ 2पाप्रंप्रड 
2]07८५ 
०[७० 

४ छाप ७9 
९29५0 

४ पा४]0409 ५) 
"५ 7][37] 

४ 2॥६9) ॥९972८ 
रिश्टा 620॥78 
>[४५०८ 
४(०पी॥०८॥7॥ 


(20९ 2०72९ 


४ €१४772५० प॥९ 

रिएटए ]प्राव॥ग4 

रिफ्रटा। ५ 72-9$6-। ९ 
70070]0९ 


39007 

रिएटा िका2ए0००7 
९७][0प(&।9 
९७]72॥8! 8]॥॥5 


भारत-साह्राज्य ओर लंका 


राजमन्द्री 
रानीगंज 
राप्ती नदी 
रामसगंगा नदी 
रामनद 
रामरो 
रामेश्वरम्‌ 
रावलपिंडी 
रावी नदी 
रीवाँ 


लकद्वीप 

लंका 

लखनऊ 

. लायलपुर 

लासा 

लाहोर 

लूनी नदी 

लूशाई की पहाड़ियाँ 
लेह 


वारंगल 

विक्टोरिया अन्तरीप 
विज्ञगापट्टम 

विंध्याचल की पहाड़ियाँ 
विज़ियानग्रम्‌ 

बेलोर 

वेगई नदी 

व्यास नदी 


रि]१7प7079 

९ ७॥722॥7] 

ए६/ रिध0॥ 
रिएट/ िध्व7997)28 
रिक्रात9ते 
६७॥766 
रि868७9॥9॥] 
३छ8०007 
ए27 रि3एा 


२८४७०ी। 


,90८9(॥४८५ 
(९५३०7 
[,पट700 
4,99)॥[00॥ 
|.858 
[,9076 
[राएला प्रा 
[,प्शाक्षा ॥५ 
],60 


४9729 

(:०४]0९6 ४00072 
५७४०९ थ[० 2/9! 
0कफारज4बगातई ला।$ 
१2४४4 82]'8 77 
४९०४८ 

शर्ट ४शा8ा 
रिएट/ 8688 


शक्कर 

शान की पहाड़ियाँ 
शान रियासतें 
शिकारपुर 
शिमला. 
शिवालिक की पहाड़ियाँ 
शेफ़ोल्ड 

शोलापुर 

श्याम 

श्याम की खाड़ी 
श्रीनगर 


सतपुड़ा पर्वत 

सतलज नदी 

समरकुंद 

संयुक्त देश आगरा व अवध 


सरस्वती नदी 
सागर टापू 

साँपू नदी 

साँभर भौल 
सालविन नदी... 
'सिकंदराबाद 

सिंच 

सिंध ( सिंधु ) नदी 
सिरयाम 
सिराजगंज 


श्शु 


२८७ 


5प्रोतरिपा 

शाशा 5 
5]97 ञ]5 
5॥#का]0प7 
5]॥778 

59 9४ घि॥9:: 


$ 


जिथीशत ७ 


का 
500]9छपा हू 
दे (७ 
+५8.]]] षट 
(90][ 0 9]4॥7/ 


७) 9१६ (९८ ५ 


5॥09पा9 ल!|5 

[ए67 506] 

धि्ग्ाधिएथात 

ए४0॥९१ ॥270 ४7८68 ० 
8879 870 (2708 

एिएटा क्या 

58047 वशिेद्याते 

शएटा (इश्चघत000 

उध्गाणीवा' 4,8४86 -: 

रिएटा' 59] ए7 

9९टागते&€ा8४०७५ 

ता : 

एएला [तप 

5 

59 शक] 


२८८ 


भारत-साप्राज्य ओर लंका 


सिंहपुर 
सिंहरेनी 
सीतांग नदी 
छन्द्रबन 
झमात्रा 
छरमा नदी 
सलेमान पवत 
सूरत 

सोन नदो 
स्काटलंड 
स्यालकोट 
स्विटज़रलंड 
स्वीडिन 
स्ट्रूटस संटलमेंट्रस 
सूप्रेज़ नहर 


हरिद्वार 

हांगकाँग 

हावड़ा 

हिन्द महासागर 
हिन्दूकुश पवत 
हिमालय पवत 
हुगली नदी 

हुबली 

हैनज़दा 

हैदराबाद ( दक्षिण ) 
हैदराबाद ( सिंध ) 


5॥72 ]0070 
ज़ाएकःला 

रिए९४ 570878 
5प्त67098785 ' 
5प्राध'9 

राएशा 5प्रात8 
50%&]7797॥ रि१7९८ 
5्परावा 

र५९/ 507 
5८०|]9॥00 
54]:04 
5फ्ञा02ट0क्षापे 
>ए€त67॥ 

जाशओं5 566॥]2॥06॥5 


50८2 (१9)8] 


वध 

पसगाएःशणार 

[40कञ्रा9॥ 

[7047 (0८९७॥) 
प्रा0परप४) 7२७॥४८ 
लाए9ो992 +एपश।5 
रिएटत विपाशा। 

सलण्ता 

९7290& 

निए0९78090 ( 26८८थ॥ ) 
छलम्तद्ाव080 ( 9700व ) 


